पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ० एन ० / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 दिसम्बर , 2018 ई० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) [ संख्या -49 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय . 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


807-817 


1500 


1179-1199 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, 
हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और 

दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 -एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग ४ - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


113-118 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


807 - क 


808 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर , 2018 ई० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


लोक निर्माण अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 


01 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 1435 / III(1 ) / 18-100 ( अधि 0 ) / 2009 - लोक निर्माण विभाग , उत्तराखण्ड में मौलिक रूप से नियुक्त 
श्री बी 0 सी 0 पन्त, सहायक अभियन्ता (सिविल ) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी 
अभियन्ता ( सिविल), सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 के सादृश्य ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 6,600 / 
के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2. श्री बी 0 सी 0 पन्त को अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा 
अवधि पर रखा जाता है । 


3. उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बी 0 सी 0 पन्त की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा । 


कार्यालय ज्ञाप 


01 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 1436 / III (1 ) / 18-100 ( अधि 0 ) / 2009 - लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में मौलिक रूप से नियुक्त 
श्री विक्रम सिंह बिष्ट , सहायक अभियन्ता (सिविल ) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
अधिशासी अभियन्ता (सिविल), सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 के सादृश्य ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन ₹ 6,600 / - के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते 


2. श्री विक्रम सिंह बिष्ट को अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की 
परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 


3. उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विक्रम सिंह बिष्ट की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


अपर मुख्य सचिव । 


कार्मिक अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

09 अक्टूबर , 2018 ई ० 
संख्या 999 / XXX - 1-18-12( 4) 2005- भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के अग्रसारित अधिकारी 
अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित तिथि के अपरान्ह में भारतीय 
प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे। 


भाग 1 ]] 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


809 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


जन्म तिथि 


सेवानिवृत्ति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 . 


डा ० रणबीर सिंह 


23.03.1959 


31.03.2019 


2 . 


04.09.1959 


30.09.2019 


श्री इन्दुधर 
श्री उदयवीर सिंह यादव 


3 . 


02.03.1959 


31.03.2019 


राधा रतूड़ी, 
अपर मुख्य सचिव । 


तकनीकी शिक्षा विभाग 

विज्ञप्ति 


15 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 1040 / XLi - 1 / 2018-100 / 2017- प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्रेणी क के निम्नलिखित 
कार्मिक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् वित्तीय हस्त पुस्तिका 
खण्ड-2, भाग -2 से 4 के मूल नियम 56( क ) के प्रावधानानुसार सेवानिवृत्त हो गये हैं : 


-- 


क्र ० सं ० 


सेवानिवृत्ति की तिथि 


कार्मिक का नाम 
श्री एस 0 एस 0 रावत 


पदनाम / संस्था का नाम 
कर्मशाला अधीक्षक / रा ० पा ०, गौचर, चमोली 


1 . 


30.09.2018 


ओम प्रकाश , 


अपर मुख्य सचिव । 


गृह अनुभाग -8 

अधिसूचना 

10 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 621 / xx - 8 / 2018-12(36) 2010- श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 
अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 174 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान में संचालित शव विच्छेदन गृहों 
के अतिरिक्त स्तम्भ -2, में उल्लिखित नव - निर्मित शव विच्छेदन गृहों में स्तम्भ -4 में उल्लिखित पुलिस थाना / कोतवाली 
क्षेत्रों के मानव शवों का विच्छेदन तथा चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० शव विच्छेदन गृह जिला 

क्षेत्राधिकार 


1 


2 


3 


4 


1 . 


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
संस्थान, ऋषिकेश 


1. देहरादून 


2. टिहरी गढ़वाल 


1. पुलिस थाना- ऋषिकेश 
2. पुलिस थाना - रानीपोखरी 
3. पुलिस थाना - रायवाला 
1. पुलिस थाना - मुनि की रेती 
2. पुलिस थाना - देवप्रयाग 
3.पुलिस थाना - नरेन्द्रनगर के तीन धारा के 

नीचे के क्षेत्र 
पुलिस थाना - लक्ष्मण झूला - क्षेत्र 


3. पौड़ी गढ़वाल 


810 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


2 . 


रोशनाबाद , 
जिला हरिद्वार 


हरिद्वार 


1. कोतवाली 


नगर . 


2. कोतवाली- ज्वालापुर 


3. पुलिस थाना - कनखल 
4. कोतवाली- रानीपुर 
5. पुलिस थाना - पथरी 
6. पुलिस थाना - श्यामपुर 
7. पुलिस थाना - बहादराबाद 
8. पुलिस थाना- सिडकुल 


1 


आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन, 

प्रमुख सचिव ! 
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of" The Constitution of India”, theGovernor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 621/ 
Xx ( 8 ) 2018-12( 36) 2010, Dated October 10, 2018 for general information. 

NOTIFICATION 

October 10, 2018 
No.621 / Xx (8) 2018-12(36) 2010--In exercise ofthe powers conferred by Section 174of the Code of 
Criminal Procedure 1973 (Act no . 2 of 1974 ), The Governor is pleased to allow the newly constructed Post 
mortem House as mentioned in Column- 2 , for Post-mortem and medical examination of the human corpses 
of the areas of the Police Station /Kotwali as mentioned in Column- 4 in addition to the Post-mortem houses 
functioning at present : 
S.N. Post-Mortem House 

District 

Juri tion 
2 3 

4 
1 . All India Institute of 

1. Dehradun 

1 . Police Station -Rishikesh 
Medical Sciences 

2 . Police Station -Ranipokhri 
Rishikesh 

3 . Police Station -Raiwala 
2. Tehri Garhwal 1. J Police Station- Muni ki reti 

2 . Police Station -Devprayag 
3 . Areas below Teen Dhara of Police 

Station , Narendra Nagar 

3. Pauri Garhwal Police Station , Lakshman Jhula 
2. District Haridwar , 

Haridwar 

1. | Kotwali- Nagar 
Roshanabad 

2. | Kotwali- Jwalapur 
3. | Police Station- Kankhal 
4. | Kotwali - Ranipur 
5. [ Police Station- Pathri 
6. | Police Station - Shyampur 
7. Police Station -Bhadrabad 
8 . Police Station -SIDCUL 


By Order of the Governor, 
ANAND BARDHAN , 
Principal Secretary. 


811 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत्) 

औद्योगिक विकास अनुभाग -2 

कार्यालय ज्ञाप 

11 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 604 / VII-I / 2018-17- उद्योग / 2013 - प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से वृहत उद्यम क्षेत्र 
में प्रवेश को सुगम, बनाने , पूंजी निवेश के प्रवाह तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक 
विचारोपरान्त वृहत् उद्यमों (श्रेणी-1) के विकास हेतु एतद्द्वारा वृहत् औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन 
नीति -2018 लागू किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ : 

( क ) यह नीति उत्तराखण्ड वृहत् (श्रेणी -1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2018 कहलायेगी । 
( ख ) यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा अधिकतम पाँच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। 


2 . 


प्रस्तावना : 


राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा लार्ज (₹ 50 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश), 
मेगा एवं अल्ट्रा मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु सूक्ष्म, लघु 
एवं मध्यम उद्यम नीति -2015 और मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति -2015 स्वीकृत की गई है ! 

उक्त नीतियों में परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए विनिधानित पूँजी निवेश की सीमा और 
लार्ज / मेगा / अल्ट्रा मेगा श्रेणी के उद्यमों के लिए निर्धारित पूँजी निवेश के अनुसार, मध्यम श्रेणी (विनिर्माणक 
उद्यमों के लिए यंत्र व संयंत्र में अधिकतम पूँजी निवेश ₹ 10 करोड़ तथा सेवा उद्यमों के लिए उपस्कर में 
अधिकतम पूँजी निवेश पूँजी ₹ 5 करोड़) तथा लार्ज श्रेणी (भूमि, भवन तथा यंत्र व संयंत्र में न्यूनतम पूँजी निवेश 
₹ 50 करोड ) के मध्यम वृहत् श्रेणी के उद्यमों ( श्रेणी -1 ) में पूँजी निवेश के लिए वर्तमान में राज्य सरकार की कोई 
प्रोत्साहन नीति उपलब्ध नहीं है । इसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड वृहत् (श्रेणी -1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार 
प्रोत्साहन नीति -2018, प्रख्यापित करना अपरिहार्य हो गया है । इस नीति का उद्देश्य , ऐसे विनिर्माणक तथा सेवा 
उद्यम , जो न तो एम ० एस ० एम० ई ० नीति के अन्तर्गत और न ही मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2015 से 
आच्छादित हों , को वित्तीय प्रोत्साहन देकर राज्य में नये वृहत् उद्यम ( श्रेणी -1 ) की स्थापना अथवा विद्यमान 
उद्योगों के विस्तारीकरण के लिए निवेश आकर्षित कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही वृहत् उद्यमों के लिए 

एक ढाँचा तैयार करना है । 
3. नीति का दृष्टिकोण एवं क्रियान्वयन : 

उत्तराखण्ड वृहत् ( श्रेणी-1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2018 का दृष्टिक्षेत्र, उत्तराखण्ड 
को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे पूँजी निवेश 
के साथ - साथ रोजगार के अवसर सृजित हो सके एवं प्रदेश के स्थाई , समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास 

को बल मिल सके । 
3.1. ध्येय (मिशन ) : 

(1) प्रदेश में पूँजी निवेश बढ़ाना और इनमें अतिरिक्त पूँजी निवेश को प्रोत्साहन । 
(2) मध्यम उद्यम क्षेत्र से वृहत् उद्यम (श्रेणी -1) क्षेत्र में प्रवेश को सुगम बनाना । 
(3) व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने के लिए व्यवसाय करने की सहजता को बढ़ावा देना । 
(4) कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए अधिकतम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा स्व रोजगार के अवसर 

सृजित करना । 
(ड) वृहत् विनिर्माणक तथा सेवा उद्यमों को सहायता प्रदान करना । 
( 6) युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ाना एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना । 
(7) —संतुलित , स्थाई एवं समेकित आर्थिक विकास के लिए नीति का प्रभावी क्रियान्वयन । 


812 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 
3.2. दृष्टिक्षेत्र (विजन) प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना : 

प्रदेश सरकार निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से दृष्टिक्षेत्र (विजन) को प्राप्त करने का प्रयास करेगी : 
(1) अवस्थापना को सक्षम बनाना - नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विद्यमान अवसंरचना सुविधाओं 

को उन्नयन करना । 
( 2) रोजगार सृजन - रोजगार के लिए अवसरों की रचना । 
( 3) वित्तीय प्रोत्साहन -निवेश आकर्षण । 
( 4 ) व्यापार करने में सहजता -एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाना । 
( 5) मेक इन उत्तराखण्ड मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाना । 
(6) कुशल कार्यबल - जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना । 
(7) नवाचार - स्टार्ट - अप को बढ़ावा । 
(8) सूक्षम, लघु एवं मध्यम तथा वृहत् उद्योगों का समेकित विकास सुनिश्चित करना और इनमें अतिरिक्त पूँजी 

निवेश को प्रोत्साहन । 
( 9) घरेलू एवं वैश्विक परिवेश -वाह्य कारकों से लाभ प्राप्त करना एवं उनके प्रति अनुक्रियाशीलता । 
3.3. नीति का क्रियान्वयन : 

यह नीति , अधिसूचना जारी होने की तिथि से आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी होगी । राज्य सरकार के विवेकानुसार नीति 
को संशोधित, विस्तारित या बन्द किया जा सकता है, यदि इस नीति में कोई संशोधन अथवा परिवर्द्धन किया जाता 
है , तो भी सरकार द्वारा इकाई को पूर्व में स्वीकृत पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा एवं इकाई को पूर्व स्वीकृत लाभ 
मिलते रहेंगे । 
इस नीति के तहत वाणिज्यिक उत्पादन / गतिविधि प्रारम्भ करने की तारीख से अधिकतम 05 (पाँच) वर्ष के लिए पात्र 
उद्यम / इकाइयाँ नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन और रियायतें प्राप्त कर सकती हैं , बशर्ते वे नीति की वैधता अवधि के भीतर 
प्रस्तावित गतिविधि / उत्पाद का वाणिज्यिक संचालन / उत्पादन शुरू करें । 
इस नीति के तहत प्रोत्साहन / लाभ का दावा करने के लिए प्रचालनात्मक दिशा - निर्देश अलग से जारी किए जायेंगे । 
( क ) यदि इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो , औद्योगिक विकास विभाग , 

उत्तराखण्ड शासन, इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत होगा । 
( ख ) विनिर्दिष्ट प्राविधानों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर , प्रकरण में व्याख्या करने का अधिकार शासन 

में निहित होगा । 
परिभाषाएँ : 
(1) पूँजीगत निवेश : 
( क ) ऐसे विनिर्माणक वृहत् उद्योग (श्रेणी -1), जहाँ संयंत्र और मशीनरी में विनिधान ₹ 10 करोड़ से अधिक 

हो किन्तु मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति -2015 में लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित पूँजीगत 

सीमा ₹ 50 करोड़ से कम हो । 
( ख ) सेवा प्रदाता वृहत् उद्योग ( श्रेणी -1 ), जहाँ उपस्कर में विनिधान ₹ 05 करोड़ से अधिक हो किन्तु मेगा 

इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति -2015 में लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित पूँजीगत सीमा 

₹ 50 करोड़ से कम हो । 
( 2) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से तात्पर्य है, वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण 

की शुरूआत , जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी का संस्थापन 
हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादों के विनिर्माण के लिए हर प्रकार से तैयार 
हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएँ आदि उपलब्ध हों तथा यह केंद्रीय उत्पाद 
शुल्क / वस्तु एवं सेपा कर ( जीएसटी ) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुरूप हों । 


4 . 


813 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 
(3) औद्योगिक इकाई का अर्थ है , सरकार द्वारा विभागीय / निगम के माध्यम से संचालित इकाई से भिन्न कोई 

औद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा प्रदाता इकाई , जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार 

उद्यम है । 
( 4) विनिर्माण कार्य का अर्थ है, वह कार्य जो निर्जीव भौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता 

है (i) जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु , मद अथवा चीज का एक नये तथा विशिष्ट वस्तु अथवा मद अथवा चीज 
में कायान्तरण होता है, जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है अथवा (ii) जिससे एक अलग 

रासायनिक मिश्रण अथवा भिन्न ढाँचे के साथ एक नई तथा विशिष्ट वस्तु , मद अथवा चीज का निर्माण होता है । 
( 5) नई औद्योगिक इकाई का अर्थ है, वह औद्योगिक इकाई, जिसने नीति लागू होने की अधिसूचना जारी होने 

की तारीख अथवा उसके बाद इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में नई औद्योगिक इकाई की स्थापना 
के लिए उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम , 2012 के अन्तर्गत उद्यम स्थापना हेतु 
वांछित स्वीकृति / अनापत्ति / अनुज्ञा / अनुमोदन के लिए राज्य नोडल एजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड 
में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम स्थापनार्थ उक्त तिथि से पूर्व कोई 

प्रभावी कदम नहीं उठाया हो । 
( 6) पर्याप्त विस्तार की इकाई का अर्थ है , क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के प्रयोजन के 

लिए इकाई के पूर्व स्वरूप में क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण / विविधीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में 
स्थिर पूँजी निवेश के मूल्य में कम से कम 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी की हों तथा मौजूदा इकाई 
के विस्तार के लिए उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत वांछित 
स्वीकृति / अनापत्ति / अनुज्ञा / अनुमोदन के लिए राज्य नोडल एजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में 
ऑनलाइन आवेदन कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम के विस्तारीकरण के लिए उक्त तिथि 

से पूर्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया हो । 
(7) संयंत्र और मशीनरी में स्थल पर स्थापित नए खरीदे गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होगी । 

अन्यत्र से विस्थापित / रिसाइकिल / रिफर्बिश्ड संयंत्र और मशीनरी इस स्कीम के तहत सहायता के पात्र नहीं 
है । सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस 
विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसम्पत्तियाँ शामिल होंगी लेकिन 

इससे भूमि और उपभाज्य , डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी । 
( 8 ) सक्षम प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य, विभाग या एजेंसी के ऐसे प्राधिकारी अथवा प्रतिनिधि से है , 

जिन्हें इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्राधिकारी नामित किया गया हो । 
( ७) वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति की प्रक्रिया : 

नीति के तहत प्रोत्साहन सहायता के दावों के प्रस्तुतीकरण स्क्रूटनी तथा दावों की स्वीकृति के लिए समिति 
के गठन के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अलग से प्रचालनात्मक दिशा -निर्देश 

जारी करते हुए, समिति का गठन करेगा । 
(10 ) वितरण एजेंसीः सिडकुल अथवा अन्य नामित एजेंसी / विभाग , जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी भी 

प्रोत्साहन / लाभ के वितरण / प्रतिपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया हो । 
(11) अचल पूँजीगत निवेशः अचल पूँजी निवेश से तात्पर्य परियोजना की स्थापना के लिए सृजित की जाने वाली 

स्थाई परिसम्पत्तियों, जैसे यंत्र एवं संयंत्र, उपस्कर, फैक्ट्री, बिल्डिंग आदि में किए गए पूँजीगत निवेश से है । 
(12) वृहत् विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (श्रेणी -1): वृहत् विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम ( श्रेणी -1) का अर्थ ऐसे 

वृहत् विनिर्माणक / सेवा उद्यमों से है, जिनमें “ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006". में 
मध्यम विनिर्माण / सेवा उद्यम के वर्गीकरण के लिए यंत्र एवं संयंत्र / उपस्कर में निर्धारित पूँजीगत निवेश की 
सीमा से अधिक पूँजी निवेश हो , किन्तु मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति -2015* में लार्ज प्रोजेक्ट्स 
के लिए निर्धारित पूँजीगत सीमा से कम हो । 


814 


[भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 
( 13) प्रभावी कदम से आशय , निम्नलिखित एक अथवा अधिक कदमों से हैं : 


( a) औद्योगिक इकाई के लिए जारी की गई पूँजी का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का भुगतान किया 

जा चुका हो । 


( b) फैक्ट्री भवन के किसी हिस्से का निर्माण हो चुका हो । 
( c) औद्योगिक इकाई के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए निश्चित ( Firm) आदेश दिया 

जा चुका हो । 


5. पात्रता मापदण्ड : 


( क ) नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत नये उद्यम 

की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु सभी वांछित स्वीकृति / 
अनापत्ति / अनुज्ञा / अनुमोदन के लिए राज्य नोडल एजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन 

आवेदन कर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गई हो । 
( ख ) भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक सहायता सचिवालय , उद्योग भवन , नई दिल्ली में 

वृहत् उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिए आई० ई ०एम ० (Industrial Enterepreneours 
Memorandum) दाखिल कर, उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो । 


( ग ) केंद्र / राज्य सरकार की किसी योजना / नीति के तहत पहले से समान प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली 

इकाईयाँ नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहनों के पात्र नहीं होंगे । 


6. नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहन / लाभ : 


( क ) सिडकुल द्वारा भूमि आवंटन इस नीति के तहत सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का 50 % 

प्रीमियम , भूमि के आवंटन पर ही देय होगा और शेष राशि अगले 02 वर्षों में दो समान किश्तों में ब्याज 
के साथ देय होगी । यदि भूमि आवंटन पर पूरा 100% भुगतान किया जाता है तो भूमि के प्रीमियम की गणना 
में 5 % की छूट दी जायेगी । 
नीति के तहत अन्य रियायतें और प्रोत्साहन : 


(1) परियोजना के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए सावधि ऋण पर लागू 

साधारण ब्याज दर में 5 प्रतिशत , अधिकतम ₹ 3 लाख प्रति इकाई / प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति । 

यह सुविधा अधिकतम 05 वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगी । 
( 2) उद्यम की स्थापना / विस्तार के लिए क्रय / लीज पर ली गई भूमि के क्रय विलेख पत्र / लीज डीड के 

निष्पादन में स्टॉम्प शुल्क प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट । 

(3 ) ई ० टी ० पी ० की स्थापना के लिए 30 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 20 लाख तक का पूँजीगत उपादान । 
7. यह आदेश वित्त अनुभाग -2 के अशासकीय संख्या -13 / XXVII (2) / 2018, दिनांक 28.09.2018 में प्राप्त उनकी 

सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं । 


आज्ञा से , 


मनीषा पंवार, 


प्रमुख सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


815 


गृह अनुभाग -1 
संशोधन आदेश 

08 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 859 / XX (1) -2018-3 (12)2014- उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक , वेतनमान 
₹ 15,600-39,100 , ग्रेड - पे ₹ 5,400 (पे मैट्रिक्स लेवल -10) के पद पर प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत स्थाई पुलिस 
निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान ₹ 15,600-39,100. ग्रेड- पे ₹ 5,400 (पे मैट्रिक्स लेवल -10) के पद 
पर पदोन्नति प्रदान किए जाने विषयक विज्ञप्ति / पदोन्नति संख्या 672 / XX(1) -2018-3(12)2014. दिनांक 06 अगस्त , 2018 
के प्रस्तर -2 के उपबिन्दु-3 के पश्चात् उपबिन्दु संख्या -4, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: 
2(4) उक्त प्रस्तर -1 पर अंकित तालिका के क्रमांक -7 पर उल्लिखित कार्मिक श्री भूपेन्द्र सिंह की प्रोन्नति, 

श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा लोक सेवा अधिकरण , नैनीताल में दायर याचिका संख्या 6 / एनबी / एसबी -2017 
तथा याचिका संख्या 7 / एनबी / एसबी -2017 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 
विज्ञप्ति / पदोन्नति दिनांक 06 अगस्त, 2018 के शेष प्रावधान / शर्ते यथावत् रहेंगे । 

आनन्द बर्द्धन, 


2. 


प्रमुख सचिव । 


आयुष एवं आयुष शिक्षा 

अनुभाग 
अधिसूचना 

05 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 1609 / XXXX / 2018-18 / 2004- अधिसूचना संख्या 921 / XXXX / 2017-18 / 2004, दिनांक 16 जून, 2017 
के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( अधिनियम संख्या -10, वर्ष 1897) की धारा -21 के 
साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, डा 0 यतेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त निदेशक / सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , देहरादून को 
उक्त नियमावली के भाग -16 के प्रयोजनों के लिए, उनके विद्यमान कर्तव्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के 
लिए राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. डा ० यतेन्द्र सिंह रावत को राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी के अतिरिक्त दायित्व हेतु कोई वेतन एवं अन्य 
भत्ते आदि देय नहीं होंगे । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 

आज्ञा से , 
आर 0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 
कार्यालय परिवहन आयुक्त , उत्तराखण्ड 

विज्ञप्ति / संशोधन 

03 नवम्बर, 2018 ई ० 
संख्या 4846 / एस0 टी 0 ए 0 / दस -82 / 2018 यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरें निर्धारित करने से सम्बन्धित 
परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या -3289 / एस 0 टी 0ए 0 / दस -82 / 2018, दिनांक 31.07.2018 को 
आंशिक संशोधित करते हुए , उसमें "2 ठेका गाड़ियों के लिए किराया की दरें (एक ), ऑटो रिक्शा (1) किराए की दरें 
में आये शब्द एवं अंक " प्रत्येक कि 0 मी 0 या उसके भाग के लिए 23.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कि ० मी ० 
हेतु ₹ 10.00* के स्थान पर शब्द एवं अंक "प्रथम कि 0 मी 0 या उसके भाग के लिए ₹ 23.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 
अतिरिक्त कि ० मी ० अथवा उसके भाग के लिए ₹ 10.00 * पढा जाये । 

सुनीता सिंह , 

सचिव , 
राज्य परिवहन प्राधिकरण , 

उत्तराखण्ड । 


816 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
उच्च शिक्षा अनुभाग -07 

कार्यालय ज्ञाप 

15 अक्टूबर , 2018 ई ० 
संख्या 839 / XXIV(7) / 2018–34 (6)09-एतद्द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर , 
अल्मोड़ा का नाम तत्काल प्रभाव से "हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर ( अल्मोड़ा)- किए जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
डॉ ० अहमद इकबाल , 

अपर सचिव । 


जनपद 


सूचना अनुभाग -02 

विज्ञप्ति 

नियुक्ति 

03 अक्टूबर , 2018 ई ० 
संख्या 297 / XXII(2) / 2018-4(4)2010– सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक निदेशक , 
वेतन लेवल -10 . ₹ 56,100-1,77,500 ( वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 ) में कार्यरत श्री कलम सिंह चौहान 
को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक के पद पर वेतन लेवल -11, 67,700-2,08,700 
( वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 6,600 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे 
जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से, 
दिलीप जावलकर, 

सचिव ( प्रभारी) । 


राजस्व अनुभाग -2 

अधिसूचना 

03 अक्टूबर , 2018 ई ० 
संख्या 1326 / XVIII(i ) / 2018 / 01(24 ) / 2011- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश 
एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम , 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2001) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भूमि के ऐसे टुकड़े के संक्रमण के , जो शून्य हो गया था तथा जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व 
अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गई थी , विधिमान्यकरण के लिए शुल्क को भूमि के वर्तमान सर्किल रेट का 
10 प्रतिशत निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त शुल्क लेखा शीर्षक - 0029 - भूराजस्व -800 - अन्य प्राप्तियाँ -08 , मालिकाना राजस्व-0806 प्रकीर्ण प्राप्तियाँ 
के अधीन जमा की जायेंगी । विधिमान्यकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2019 तक परगना के प्रभारी सहायक कलेक्टर 
के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । भूमि का मूल्य वही होगा, जो कलेक्टर द्वारा स्टॉम्प शुल्क के लिए अक्धारित किया गया हो । 

आज्ञा से , 
विनोद प्रसाद रतूड़ी, 

सचिव ( प्रभारी) 


HIFI 11 


BTRIQUE TC, 08 faep , 2018 0 ( 3TUERYUL 17, 1940 oh Hoa ) 


817 


In pursuance of the provisions of clause (3) ofArticle 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1326 /XVIII (II)/ 2018 ) 
01 (24 )/ 2011, dated October 03 , 2018 for general information . 


NOTIFICATION 


October 03, 2018 


No. 1326 /XVIII( II)/ 2018 /01 (24 )/2011 -- In exercise of the powers conferred by Section 168 of the 
Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ) ( Adapatation and Modification 
Order, 2001), theGovernor is pleased to allow to fix the fee for validation of transfer ofany such fragment of 
Land , which had become void and which had not been entered in revenue records in favour of the State 
Government, as 10 percentof the current circle rate of land . 

Said fee shall be deposited under themiscellaneous head --" 0029 -Bhu - Rajaswa-800 Anya Praptiyan 
08 -Malikana Rajaswa-0806 Prakiran Praptiyan ." An application for the validation shall be submitted to 
the Assistant Collector-in -Charge of the Sub Division till 25.04.2019 . The cost of the land shall be such as 
determined by the Collector for the stamp duty . 


By Order, 


VINOD PRASAD RATURI, 

Secretary, In - Charge . 


Hoyvoyo (31T050) 49 forat TGT / 672– TT 1–2018 (nrace / forat ) i 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ० एन० / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय - राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग) 

12 अक्टूबर, 2018 ई ० 
ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य ), राज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 5246 / रा० कर आयु ० उत्तरा० / रा 0 क 0 मु 0 / विधि अनुभाग / 18-19 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन 
वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 925/2017/5(120) / XXVII(8) / 2018 / CTR- 23; 926/2017/5( 120 ) / 
XXVII (8) / 2018 / CTR-52 , समदिनांकित 10 अक्टूबर, 2018 तथा आदेश संख्या 935/2018/146( 120) / XXVII (8) / 2008 , 
दिनांक 11 अक्टूबर , 2018 का संदर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना 
संख्या 986, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाने प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक , 
जो अभिकर्ता नहीं है, उसके माध्यम से किए गए अंतःराज्यीय कराधेय आपूर्ति पर शुद्ध मूल्य के आधे प्रतिशत की दर 
पर रकम संग्रहित किए जाने तथा अधिसूचना संख्या 897 , दिनांक 04.10.2018 द्वारा वैट अधिनियम की अनुसूची ||| में 
किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप किसी ब्यौहारी द्वारा समय पर अनुपालन नहीं किए जाने तथा पूर्व निर्गत 
अधिसूचनाओं के आधार पर कर वसूल किए जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 की धारा 22 की 
उपधारा ( 8) के तहत कार्यवाही किया जाना अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ 
समस्त - कर -निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी 
संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कसने तथा आदेश की प्रति अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराते 
हुए नियमानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें । 


1179 - ख 


1180 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) भाग 1 - क 

वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

10 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 925/2017/5 (120) / XXVII( 8) / 2018 / CTR- 23- चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोकहित में ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 , अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017 की 
धारा 11 की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से 
संतुष्ट होते हुए कि उत्तराखण्ड शासन , वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 986/2017/9(120)/ XXVII(8) / 2017 , 
दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के क्रम संख्या 1 के खण्ड ( ङ) में प्रतिस्थापित प्रविष्टि के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता 
को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा उक्त प्रविष्टि में , निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित 
करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , यथाः 
“ स्पष्टीकरण - इस छूट के उद्देश्य के लिए, ऐसे निकाय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का 

सीधे तौर पर या ऐसे किसी निकाय के माध्यम से जो कि पूर्णतया केन्द्र सरकार, राज्य सरकार 
या संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व में आता हो , 50 प्रतिशत या इससे अधिक का स्वामित्व अवश्य 
होना चाहिए । 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 925/2018/15 (120 )/ 
XXVII (8 )/2018 /CTR- 23, dated October 10 , 2018 for general information . 


NOTIFICATION 


October 10, 2018 


No. 925/2018/15 (120)/XXVII(8 )/ 2018 /CTR - 23--WHEREAS the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


Now THEREFORE,in exercise of the powers conferred by sub -section (3) of Section 11 of the Uttarakhand 
Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017 ) , on the basis of recommendations of theGST Council 
and on being satisfied that it is necessary so to do, for the purpose of clarifying the scope and applicability 
of the substituted entry in clause (e ) of serial no . 1 ofnotification no.986 /2017 /9 ( 120)/XXVII (8 )/2017 , dated 
23rd November, 2017 ofthe Government of Uttarakhand Finance Section - 8 , the Governor is hereby pleased to 
allow to insert the following Explanation in the said entry, namely :-- 
"Explanation - For the purpose of this exemption , the CentralGovernment, State Government orUnion 

territory shallhave 50 percent ormore ownership in the entity directly or through an entity 
which is wholly owned by the CentralGovernment, State Governmentor Union territory." 


अधिसूचना 

10 अक्टूबर , 2018 ई ० 
संख्या 926/2017/5(120) / XXVII(8) / 2018 / CT -52- चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


1181 


अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) 
की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर , यह अधिसूचित करने 
की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक , जो अभिकर्ता नहीं है , अन्य पूर्तिकारों द्वारा 
उसके माध्यम से किए गए अंतःराज्यिक कराधेय पूर्तियों , जहाँ ऐसी पूर्तियों के सम्बन्ध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त 
ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, के शुद्ध मूल्य के आधे प्रतिशत की दर पर रकम संग्रहीत करेगा । 

यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होगी । 


2 . 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी , 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication ofthe following English translation of the Notification No. 926/2018/5 (120)/XXVII(8)/ 
2018 /CT-52, dated October 10 , 2018 for general information . 


NOTIFICATION 


October 10, 2018 


No. 926/2018/5 (120 )/XXVII (8 )/2018 /CT-52 -- WHEREAS the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 


Now THEREFORE,in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 of the Uttarakhand 
Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no . 06 of 2017) , on the basis of recommendations of the Council, the 
Governor is pleased to allow to notify that every electronic commerce operator, not being an agent, shall 
collect an amount calculated at a rate ofhalf percent of the net value of intra -State taxable supplies made 
through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the 
said operator. 


2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2018 . 


By Order, 
AMIT SINGH NEGI, 

Secretary. 
आदेश 

11 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 935/2018/146 (120 ) / XXVII(8) / 2008- उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम सं 0 27 , 
वर्ष 2005 ) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं 0 1, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड 
मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 की अनुसूची- III में अधिसूचना सं 0 897, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 द्वारा संशोधन किए 
गए हैं । उक्त अधिसूचना का किसी कारणवश किसी ब्यौहारी द्वारा समय पर अनुपालन नहीं किया गया है तथा पूर्वनिर्गत 
अधिसूचनाओं के अधीन लागू दरों पर कर वसूल कर लिया गया है, उस स्थिति में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 
"2005 की धास -22 की उपधारा (6) के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी; अर्थात् 


1182 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर , 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


" इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि गलत तरीके से वसूल की गई है , तो 
वह अतिरिक्त धनराशि , सुसंगत विवरण सहित, तद्संबंधित कर अवधि के लिए अपने विक्रयधन से संबंधित विवरणी के 
साथ विहित रीति से जमा करेगा । 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


विपिन चन्द्र , 


अपर आयुक्त राज्य कर, 
मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय - आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 


15 अक्टूबर, 2018 ई ० 


पत्रांक 5266 / राज्य कर उत्तरा० / फार्म - अनु० / 2018-19 / केन्द्रीय फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / देदून - केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली , 2006 के नियम -8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म “ सी जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट 
हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्मस के प्रयोग 
को अवैध घोषित करती हूँ: 


खोये / चोरी / नष्ट 


क्र ० 
सं 0 


व्यापारी का नाम, पता व टिन 

नं ० 


हुए फार्मों की 

संख्या 


खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों 

की सीरीज / क्रमांक 


फार्म को अवैध 
घोषित किए जाने 

का कारण 


1 . 


( Form- C ) -04 


खोने के कारण 


U.KVAT - C - 2012 
0114637 to 0114640 


सर्वश्री बजाज ऑटो लि ० 
प्लॉट नं0-2--10, सेक्टर -10 , 
आई 0 आई0 ई 0, पंतनगर , 
ऊधमसिंह नगर , 
टिन -05006246825 


सौजन्या , 


आयुक्त राज्य कर, 


उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 


November 15 , 2018 


No.5266/ State Tax/ Form/ Lost/ Stolen/ Destroyed / 2018-19/ D.Dun -- WHEREAS, Information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed “ Form -C " enlisted below : 

4, Gommissioner tax , Uttarakhand in exercise ofthe powers conferred by Rule 8113 ) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules, 2006 , hereby declare that " form - C ” bearing serial no . as listed below , should be 
considered as invalid for alt purposes. 


भाग 1 -क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


1183 


SI. 
No. 


Name, Address and Tin No. 

of Dealers 


No. of Lost/ 
Stolen /Destroyed 

Forms 


reasons for 
SI. No. of Lost/ Stolen or declaring the 
Destroyed Forms forms obsolete or 

invalid 


1 . 


( Form- C )-04 


Lost 


M/ s Bajaj Auto Ltd. Plot No.- 2-10 , 
Sector-10, I.I.E. , 
Pantnagar, Udham Singh Nagar, 
TIN - 05006246825 


U.K.VAT - C -2012 
0114637 to 0114640 


SOWJANYA, 


Commissioner State Tax, 


Uttarakhand . 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

25 मई, 2018 ई ० 
पत्रांक 1095 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / HR46-9390 / 2018- वाहन संख्या HR46-9390 (TRUCK), मॉडल 1996 , 
चेसिस संख्या 360324DTQ713388 तथा इंजन नं 0 697D23DTQ741582, कार्यालय में श्री लईक अहमद पुत्र श्री जहीर अहमद, 
निवासी ग्राम लालपुर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 24.05.2018 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह 
खराब होने के कारण , मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR46-9390 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 360324DTQ713388 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 
16 जुलाई, 2018 ई ० 


पत्रांक 1691 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / USE-2158 / 2018- वाहन संख्या USE-2158 (TRUCK), मॉडल 1968, 
चेसिस संख्या 3120562610114 तथा इंजन नं 0 3129152610332, कार्यालय में श्री सत्यनारायण बंसल पुत्र 
श्री मुसद्दी लाल बंसल, निवासी आवास विकास , रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 02.06.2018 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का 
पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 
वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


. 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या USE-2158 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 3120562610114 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


1184 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 

कार्यालय आदेश 

23 अगस्त, 2018 ई ० 
पत्रांक 1910 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / DL1LE-0017 / 2018- वाहन संख्या DL1LE-0017 (TRUCK), मॉडल 2001, 
चेसिस संख्या 357124BYZ803612 तथा इंजन नं 0 497SPTC31BYZ857928, कार्यालय में श्री जाबिर हुसैन पुत्र 
श्री अली हुसैन, निवासी म0 नं 0 214, लाम्बा खेड़ा, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 

दिनांक 23.07.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है 
कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 
वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या DL1LE- 0017 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 357124BYZ803612 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

23 अगस्त, 2018 ई ० 
पत्रांक 1911 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UKO6PA-0989 / 2018– वाहन संख्या UKO6PA-0989 ( BUS), मॉडल 2002, 
चेसिस संख्या 359271EXZ109895 तथा इंजन नं 0 697D4OEXZ105908, कार्यालय में श्री तेजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह , 
निवासी म 0 नं 0 173, कल्याणपुर, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
08.08.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग 
में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6PA-0989 ( BUS ) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 359271EXZ109895 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

23 अगस्त, 2018 ई ० 
पत्रांक 1912 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR55A-2484 / 2018- वाहन संख्या HR55A- 2484 ( TRUCK). मॉडल 2001, 
चेसिस संख्या 426010LYZ117274 तथा इंजन नं 0 10L62208348, कार्यालय में श्री चोखे लाल पुत्र श्री इन्द्रजीत, निवासी 
शिव नगर, पोस्ट ट्रांजिट कैम्प, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
21.06.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग 
में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए. वाहन संख्या HR55A-2484 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 426010LYZ117274 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


1185 


. 


कार्यालय आदेश 

16 जुलाई, 2018 ई० 
पत्रांक 1692 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP80P -9106 / 2018- वाहन संख्या UP80P-9106 (TRUCK), मॉडल 1988, 
चेसिस संख्या 373011ESQ715620 तथा इंजन नं 0 697D22ESQ752562 , कार्यालय में श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी 
श्री एम0 के 0 पाठक , निवासी खेड़ा कॉलोनी, रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
26.06.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन पूर्णतः 
क्षतिग्रस्त है एवं मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2018 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP80P-9106 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 373011ESQ715620 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

कार्यालय आदेश 

25 जुलाई , 2018 ई ० 
पत्रांक 1741 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR55C -9310 / 2018- वाहन संख्या HR55C -9310 (TRUCK), मॉडल 1997 , 
चेसिस संख्या 373012ESQ113570 तथा इंजन नं 0 697D22ESQ123652, कार्यालय में श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री हरमेश सिंह, 
निवासी म0 नं 0 472, ग्राम बरखेड़ा, प्रेम नगर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 25.06.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का 
पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 
वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR55C -9310 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 373012ESQ113570 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

कार्यालय आदेश 

06 अगस्त, 2018 ई ० 
पत्रांक 1805 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / UKOGCA-8867 / 2018- वाहन संख्या UKO6CA-8867 (TRUCK), मॉडल 2007 , 
चेसिस संख्या 426031KSZ740153 तथा इंजन नं 0 B591452070J62607161 , कार्यालय में मैसर्स ईस्ट वैस्ट प्रोडक्ट 
यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोहिया हेड रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 01.08.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है 
कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है , जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 
वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.10.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं, पूजा चयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-8867 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 42603TRSZ740153 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


1186 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) [भाग 1 - क 

कार्यालय आदेश 

06 अगस्त, 2018 ई ० 
पत्रांक 1806 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / UKO6CA-8866 / 2018-वाहन संख्या UKO6CA- 8866 (TRUCK), मॉडल 2006, 
चेसिस संख्या 426031BTZ003014 तथा इंजन नं 0 60B62457584 , कार्यालय में मैसर्स ईस्ट वैस्ट प्रोडक्ट यूपीएसआईडीसी 
इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोहिया हेड रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
01.08.2018 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग 
में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.10.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-8866 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426031BTZ003014 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

कार्यालय आदेश 

06 अगस्त, 2018 ई ० 
पत्रांक 1807 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UKO6CA- 8934 / 2018- वाहन संख्या UKO6CA-8934 (TRUCK), मॉडल 2006, 
चेसिस संख्या 426031BTZ003311 तथा इंजन नं0 60B2454932 , कार्यालय में मैसर्स ईस्ट वैस्ट प्रोडक्ट यूपीएसआईडीसी 
इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोहिया हेड रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
01.08.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग 
में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.10.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-8934 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426031BTZ003311 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

कार्यालय आदेश 

06 अगस्त, 2018 ई ० 
पत्रांक 1808 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UKO6CA-8935 / 2018-वाहन संख्या UKO6CA-8935 (TRUCK), मॉडल 2006 , 
चेसिस संख्या 426031BTZ0032909 तथा इंजन नं 0 60B62458900, कार्यालय में मैसर्स ईस्ट वैस्ट प्रोडक्ट यूपीएसआईडीसी 
इण्डस्ट्रीयल एरिया, लोहिया हेड रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
01.08.2018 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग 
में चलने योग्य नहीं है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.08.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA- 8935 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426031BTZ0032909 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


पूजा नयाल, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


1187 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 

आदेश 

15 अक्टूबर, 2018 ई ० 
पत्रांक 1130 / ला 0 / निलम्ब0 / 2018 -विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों 
द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी 
के रूप में , डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके 
सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ: 


क्र ० 
सं ० 


लाइसेन्सधारक का नाम 

व पता 


लाइसेंस संख्या / श्रेणी 


संस्तुतिकर्ता 
अधिकारी 


अभियोग 


कृत 
कार्यवाही 
अनर्ह 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


पुलिस अधीक्षक , 

उत्तरकाशी 


क्षमता से 
अधिक सवारी 
बैठाना 


07.09.2018 

से 
06.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


1. श्री चैन सिंह पुत्र श्री जय सिंह , | यूके -0920100000548 , 
निवासी - नीरज सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन 
म 0 नं 0 06, गुमानीवाला (व्यवसायिक ) 

श्यामपुर, ऋषिकेश 
2. श्री रमेश सिंह पुत्र 

यूके -1420060040172, 
श्री बाग सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - कण्डियाल उपाली ( व्यवसायिक ), परिवहन 

लम्बगांव , टिहरी गढ़ । 
| श्री विक्रम सिंह पुत्र 

यूके -1419950027278, 
| श्री गोपाल सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी - बामरू , टिहरी गढ़वाल (व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 

बैठाना 


07.09.2018 

से 
06.12.2018 
तक अनर्ह 


यान 


3 . 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


07.09.2018 

से 
06.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


4. श्री मेहर सिंह पुत्र यूके -1420010021949, सहा ० संभ ० परि० अ ० . 

क्षमता से 
| श्री इतवार सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी ग्राम सिहगल गांव, ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
भोगपुर, देदून 
5. श्री राहुल कुमार पुत्र यूपी-6220100017007 . सहा ० संभ ० परि 0 अ 0 . 

क्षमता से 
| श्री हरीश कुमार , 

हल्का मोटर वाहन , 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - धरमपुर , हल्का मोटर वाहन 

बैठाना 
गौराबादशाहपुर, जौनपुर, (व्यवसायिक ) 

ЗОЛО 
6. श्री राजकपूर सिंह पुत्र यूपी -51198600020004, सहा0 संभ० परि0 अ 0. 

क्षमता से 
श्री राम नाथ , हल्का मोटर वाहन , 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - गांधीनगर, बस्ती, हल्का मोटर वाहन 

बैठाना 
यू ० पी ० 

( व्यवसायिक ) 
7. श्री इम्तीयाज रैनी पुत्र यूपी -6120090001038, सहा ० संभ ० परि0 अ 0. 
| श्री मुमताज रैनी, 

हल्का मोटर वाहन , 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - बहादुरगंज , कशीमाबाद , हल्का मोटर वाहन 

बैठाना 
गाजीपुर, यू ० पी ० 

(व्यवसायिक ) 
8. श्री हबीबनूर पुत्र श्री सिराजुदीन, आरजे -2619990021894, सहासमएपरि० अ ०, 

क्षमता से 
निवासी -नोशे मियां का पुल , 

हल्का मोटर वाहन , 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
टोंक, राज हल्का मोटर वाहन 

बैडाना 
( व्यवसायिक) 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 


तक अनर्ह 


क्षमता से 


07.09.2018 

से 
06.12.2018 
तक अनर्ह 


07.09.2018 

से 
06.12.2018 
तक अनर्ह 


1188 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


07.09.2018 

से 
06.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


9. श्री समय राज गुजर पुत्र आरजे -250000026764, सहा0 संभ ० परि0 अ 0, 

क्षमता से 
| श्री राम सहाय , 

हल्का मोटर वाहन, 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी -नागा तलाई, सवाई हल्का मोटर वाहन 

बैठाना 
माधोपुर, राज0 

(व्यवसायिक ) 
10. श्री सन्तोष लाल पुत्र 

यूके -1420110028727 , पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
| श्री कुन्डा लाल , 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी रामेश व्यास ढालवाला, | (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
11. | श्री प्रताप सिंह पुत्र 

यूके -142000046545. पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
| श्री जगत सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी -129, हरिद्वार रोड, ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
देहरादून 
12. श्री रनजीत सिंह पुत्र 

यूके -1419960039862 , पुलिस अधीक्षक, क्षमता से 
श्री जगत सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी ग्राम सांजी, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
पो ० गडडी, चमोली 
13. श्री नरोतम ध्यानी पुत्र 

यूपी -3419930011196, पुलिस अधीक्षक, क्षमता से 
| श्री भगवती प्रसाद ध्यानी , कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी -214, गंगानगर, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
14. श्री किशन सिंह पुत्र 

यूके -- 14200005975, पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
| श्री रूद्रा सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी - मायाकुण्ड, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
15. | श्री कलम सिंह पुत्र 

यूके -1420090004232 , पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
| श्री पृथ्वी सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी - दुर्गा मन्दिर मार्ग , (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
16. श्री सत्यवान मण्डल पुत्र यूके -1420020003496 , 

वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से 
श्री अविनाश मण्डल , 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 
निवासी1-3, चन्द्रेश्वर नगर, ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
17. | श्री ऋषि बल्लभ पुत्र यूके -1419860025599 . वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से 
| श्री मधु राम, 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , पौड़ी | अधिक सवारी 
निवासी - हरिद्वार रोड, ऋषिकेश | (व्यवसायिक ) 

बैठाना 


07.09.2018 

से 
06.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 


तक अनर्ह 


यूके -1420060045871, 
मोटर साइकिल 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , पौड़ी 


खतरनाक 
संचालन 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


पुलिस अधीक्षक , 


18. | श्री विशशुट वर्मा पुत्र 

श्री अशोक कुमार वर्मा, 
निवासी -35, जीवनी माई रोड, 

ऋषिकेश 
19. | श्री हर्ष सिंह पुत्र 

श्री सुरेश सिंह , 
निवासी -14 बीघा, 

मुनि की रेती, ऋषिकेश 
20. श्री कुशाल सिंह पुत्र 

श्री प्रधुमन सिंह , 
निवासी - ग्राम लोल्टी, 
पो ० तुगेश्वर, चमोली 


यूके -1420080024357 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


रूद्रप्रयाग 


क्षमता से 
अधिक सवारी 
बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18092018 


यूके -1420050034243 . 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक 

चमोली 


क्षमता से 
अधिक सवारी 
बैठाना 


17.12.2018 
तक अनर्ह 


भाग 1 -क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


1189 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


यूके -- 1419980068318, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420020039262 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


21. श्री महिपाल सिंह पुत्र 

श्री बी 0 एस 0 नेगी, 
निवासी - ढालवाला, 

ऋषिकेश 
22. | श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र 

| श्री चन्दर सिंह, 
निवासी - खोला डिमर, 

कर्णप्रयाग, चमोली 
23. | श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र 

श्री ऐ ० सिंह , 
|निवासी - उत्तरों , 

उत्तरकाशी 
24. | श्री रणजीत सिंह पुत्र 

| श्री बलवीर सिंह , 
निवासी -95, लवलीछन, 

देवप्रयाग, टिहरी 
25. श्री प्रभात सिंह पुत्र 

श्री सुमेर सिंह , 
निवासी -बाहूँ, उत्तरकाशी 


यूके -1420000045672, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 

उत्तरकाशी 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420070014300, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , पौड़ी 


खतरनाक 
संचालन 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420060053565 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 
उत्तरकाशी 


क्षमता से 
अधिक सवारी 
बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 


तक अनर्ह 


यूके -1419990056365 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 

उत्तरकाशी 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1419950034452, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से 
अधीक्षक , पौड़ी अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420010020755 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से 
अधीक्षक , पौड़ी | अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420150080840. 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , पौड़ी 


26. श्री गोविन्द सिंह पुत्र 
| श्री ज्ञान सिंह, 
निवासी - ज्येष्ठवाडी, 

उत्तरकाशी 
27. | श्री सोहन लाल पुत्र 

श्री सकरानन्दू लाल , 
निवासी - चौन्दर पटटी रायका , 

टिहरी 
28. श्री ललित सिंह पुत्र 

| श्री जोत सिंह, 
निवासी - गवाना, 

देवप्रयाग 
29. श्री भीम सिंह पुत्र 
| श्री भगत सिंह, 
निवासी - देहरादून रोड , 

ऋषिकेश 
30. | श्री जयपाल सिंह पुत्र 

| श्री फतेह सिंह , 
निवासी - ढालावाला, 

टिहरी गढ़वाल 
31. | श्री मनोज सिंह पुत्र 

श्री प्रेम सिंह , 
निवासी - संदीप सिंह , 
राजीव ग्राम , ढालवाला, 
| ऋषिकेश 
32. श्री रमेश सिंह पुत्र 

श्री अमर सिंह, 
निवासी -प्यारा डूण्डा, 
उत्तरकाशी 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


यूके -1419860066632. 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, पौड़ी | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


यूके -1420160092042 . 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , पौड़ी | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29092018 


यूके -1420020024397, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 
उत्तरकाशी 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


28.12.2018 
तक अनहें 


1190 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


क्षमता से 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से . 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


33. | श्री विनय कुमार सती पुत्र यूके -1420020223713, पुलिस अधीक्षक , 
| श्री मुरारी लाल , 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी -14 बीघा, मुनि की रेती, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
34. | श्री राकेश सिंह पुत्र 

यूके -142010015113 . पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
| श्री गुडल सिंह , 

कार , हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी -74 / 4, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
प्रगति विहार, ऋषिकेश 
35. | श्री महावीर लाल पुत्र 

यूके -1420080028748, 

पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
| श्री गुमान सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी - ढालवाला, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
36. श्री कन्हैया लाल पुत्र 

यूके -1419850050281, पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
| श्री हीरा लाल , 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी - आशुतोष नगर, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
37. श्री महावीर सिंह पुण्डीर पुत्र यूके -1420060056851 , पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 

श्री रणजीत सिंह पुण्डीर , कार , हल्का मोटर वाहन चमोली अधिक सवारी 
निवासी - ढालवाला, ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
38. | श्री राजीव पुत्र 

यूके -1419980026356, सहा० संभ ० परि 0 अ 0, क्षमता से 
श्री ब्रिज माहेन, 

कार, हल्का मोटर वाहन ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - इन्द्रा नगर, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
39. | श्री कमल सिंह पुत्र 

यूके -142009003986 , पुलिस अधीक्षक, क्षमता से 
श्री पुसु सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी अधिक सवारी 
निवासी - ढालवाला, ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 
40. | श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र 

यूके -- 1420010033653 , वरिष्ठ पुलिस 
| श्री गोविन्द सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 
निवासी ग्राम चमोगी, (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
टिहरी गढ़वाल 
41. श्री रमेश सिंह पुत्र 

यूके -142009008321 , 

वरिष्ठ पुलिस 

खतरनाक 
| श्री सरदाल सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , टिहरी संचालन 
निवासी - बनखण्डी 

( व्यवसायिक ) 
ऋषिकेश 
42. श्री चन्द्र किशोर पुत्र यूके -14199500262639 , वरिष्ठ पुलिस 

खतरनाक 
| श्री विष्णु दत्त , 

कार , हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , टिहरी संचालन 
निवासी -20 , बीघा, 

( व्यवसायिक ) 
मुनि की रेती, टिहरी 
43. | श्री पान सिंह पुत्र 

यूके -1420040064659 , 

वरिष्ठ पुलिस 

खतरनाक 
श्री खडक सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , टिहरी संचालन 
निवासी -52 , चन्द्रेश्वर नगर , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
44. श्री नन्द किशोर पुत्र 

यूके -1420140077584, 

वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से 
श्री गोविन्दा , 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , टिहरी अधिक सवारी 
निवासी - गीता नगर , (व्यवसायिक ) 

बैठाना 
ऋषिकेश 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 


28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


1191 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


क्षमता से 


यूके -1420070040241, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420160094766 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


यूके -14201000012457 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420000027654 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


यूके -1420020048563, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 

बैठाना 


45. | श्री मंगल सिंह पुत्र 

श्री उदय सिंह, 
निवासी दुर्गा मन्दिर, 

ढालवाल. ऋषिकेश 
46. | श्री पंकज सिंह पुत्र 

श्री उत्तम सिंह, 
निवासी -03, तमीयार अगोरा, 

नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल 
47. | श्री दिनेश सिंह पुत्र 

श्री भरत सिंह, 
निवासी-383, ढालवाला, 

ऋषिकेश 
48. | श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र 

श्री गंगा राम , 
निवासी- कुमारखेड़ा. 

नरेन्द्र नगर 
49. श्री संजीव सिंह चौहान पुत्र 

श्री भूदेव सिंह, 
निवासी - समोश्वर मन्दिर , 

ऋषिकेश 
50. | श्री ममराज सिंह भण्डारी पुत्र 

श्री धाम सिंह, 
निवासी - पडीया पट्टी रेका, 

टिहरी 
51. | श्री दिनेश शाही पुत्र 

श्री त्रिलोक शाही, 
निवासी - गुमानीवाला, 

| श्यामपुर, ऋषिकेश 
52. | श्री राम सिंह पुत्र 

| श्री गोविन्द सिंह, 
निवासी - रोलाकोट , 

प्रतापनगर, टिहरी 
53. | श्री शीशपाल सिंह पुत्र 

श्री सुन्दर सिंह, 
निवासी - प्रतीत नगर, 

ऋषिकेश 
54. | श्री हरीश पुत्र श्री नरेश, 

निवासी -14, बीघा, 
मुनि की रेती, ऋषिकेश 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1419880046443. 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से 
अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420090006123, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


यूके -1419950034325, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


यूके -1420120039790, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1419980040922 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


क्षमता से 


अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


तक अनर्ह 


55. श्री विनोद दास पुत्र 

श्री छवा दास , 
निवासी - ऋषि मोल्ड फैक्टरी, 
ढालवाला 


यूके -1420100018613 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


. 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


29.09.2018 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


56. श्री धरमपाल सिंह पुत्र 

श्री भगवान सिंह , 
निवासी - ढालवाला, 
गुनि की रेती, ऋषिकेश 


यूके -1420070030558, 
-कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


अधिक सवारी 

बैठाना 


28.12.2018 
तक अनर्ह 


1192 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


यूके -1420110021721, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1419960032478, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से 
अधीक्षक , टिहरी अधिक सवारी 

बैठाना 


57. श्री राकेश भटट पुत्र 

| श्री धमेन्द्र भटट , 
निवासी -- 166 , नेहरू मार्ग, 

ऋषिकेश 
58. श्री गिरीवर सिंह पुत्र 

श्री महीपत सिंह , 
निवासी - दसोगी भटवाडी, 

| उत्तरकाशी 
59. | श्री सब्बल सिंह पुत्र 

श्री गलठी सिंह , 
निवासी -485 , ढालावाला, 

ऋषिकेश 
60. | श्री शहनवाज कुरेशी पुत्र 
| श्री खशीद कुरेशी, 
निवासी -तिलोथ, उत्तरकाशी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420080024642 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


क्षमता से 


अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420060099395 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक, 

उत्तरकाशी 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420080023204. 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


पुलिस अधीक्षक, 

चमोली 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1419930023908, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , क्षमता से 
चमोली | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1419870050979, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक, 

क्षमता से 
चमोली | अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420030091587 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


61. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र 

श्री करण सिंह, 
निवासी ग्राम उना, 

पो 0 लालूखाल , टिहरी 
62. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र 

श्री दौलत सिंह, 
निवासी -59, आशुतोष नगर , 

ऋषिकेश 
63. | श्री रघुवीर सिंह पुत्र 
| श्री आर० पी ० सिंह , 
निवासी- टैक्सी यूनियन, 

ऋषिकेश 
64. श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र 

| श्री इन्द्र सिंह , 
निवासी - आदर्श ग्राम , 

ऋषिकेश 
65. श्री अर्जुन सिंह पुत्र 

श्री फतेह सिंह, 
निवासी - टाटा मोटर्स , 

ऋषिकेश 
66. श्री बलबन्त सिंह पुत्र 

श्री मान सिंह, 
निवासी - नेहरू मार्ग, 

लवरखा कमान्द, ऋ 0 के 
67. श्री मो 0 इस्माईल पुत्र 

| श्री अली अहमद, 
निवासी सिरौली, गोसपुर, 

बाराबंकी, यू ० पी ० 
68. श्री मनजीत पुत्र 

श्री जय सिंह, 
निवासी - शिवशंकर गली, 
बवाना, नई दिल्ली 


यूके -1420080022471 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -1420100013027 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


खतरनाक 
संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


यूपी-4120050001197 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


सहा ० संभ० परि० अ ० , 

ऋषिकेश 


क्षमता से 


अधिक सवारी 
बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 


डीएल -1119950136667 , सहा ० संभ० परि० अ ० , 
कार, हल्का मोटर वाहन ऋषिकेश 
(व्यवसायिक ) 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


17.12.2018 
तक अनहीं 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


1193 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


क्षमता से 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 


तक अनर्ह 


69. श्री सरवेश कुमार पुत्र यूपी-3120080040396, | सहा ० संभ ० परि० अ ० , 
श्री गेदान लाल , कार , हल्का मोटर वाहन 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - अयोध्यापुर, ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
| पो ० इटाना, लखीमपुर खीरी , 

| ચૂoo 
70. | श्री शकील पुत्र 

आरजे -2519970013512, सहा० संभ ० परि 0 अ 0 , 
| श्री नूर मोहमद , कार, हल्का मोटर वाहन 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - वजीरपुर . ( व्यवसायिक) 

बैठाना 
तह ० गंगापुर , सवाई माधोपुर, 

राज ० 
71. | श्री रविन्द्र राय पुत्र यूपी -651988002798. कार, सहा० संभ ० परि0 अ 0, 

क्षमता से 
| श्री इलाका प्रसाद राय , हल्का मोटर वाहन 

ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - बादशाहबाद , ( व्यवसायिक) 

बैठाना 
पीएमटीएस कैन्ट, बनारस , 

यू ० पी ० 
72. श्री असगर अली पुत्र यूपी -5820070096378 , सहा ० संभ ० परि० अ ०, 

क्षमता से 
श्री मो 0 सबीर, कार, हल्का मोटर वाहन 

ऋषिकेश | अधिक सवारी 
निवासी - दुघवा, संत कबीर ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
नगर, यू ० पी ० 
73. | श्री हजबभाई मुण्डवा पुत्र जीजे -1020070067481, | सहा ० संभ ० परि० अ ० , 

क्षमता से 
श्री अरजनभाई मुण्डवा, 

कार , हल्का मोटर वाहन ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - डोलाभिना, कच्छ , ( व्यवसायिक ) 

बैठाना 
| गुजरात 
74. श्री अवधेश कुमार पुत्र यूपी-3319940002014, सहा० संभ ० परि 0 अ 0, 

क्षमता से 
श्री जय नरायण , 

कार, हल्का मोटर वाहन ऋषिकेश अधिक सवारी 
निवासी - धनबाद, (व्यवसायिक) 

बैठाना 
| पो 0 लालगंज, रायबरेली, 

यू ० पी ० 
75. श्री सोरबा पुत्र श्री हाम सिंह, एस -6941 / 2009 , | सहा० संभ ०परि 0 अ 0 . 

क्षमता से 
निवासी-24 / 1 , राम राय कार, हल्का मोटर वाहन ऋषिकेश अधिक सवारी 
मवान, मेरठ , यू ० पी ० (व्यवसायिक ) 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


सहा० संभ ० परि 0 अ 0, 

ऋषिकेश 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


सहा ० संभ ० परि० अ ०, 

ऋषिकेश 


क्षमता से 


अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 


तक अनर्ह 


76. श्री उमेश चन्द्र पुत्र 

एमपी 13 आर20170284087 , 
श्री भेरू लाल, 

कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी - कडाई, उज्जैन , ( व्यवसायिक ) 

एम ० पी ० 
77. श्री देवकी नन्दन पुत्र यूपी -8020150018340, 
श्री प्रताप सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी -41, बकालपूर , 

( व्यवसायिक) 
शमसाबाद, आगरा 
78. | श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र यूपी -7520050018340, 
| श्री राधे श्याम , 

कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी -नगला चैनसुख (व्यवसायिक ) 

कुइयाँ , इटावा, यू ० पी ० 
-79.- श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र- -यूपी -2320130004962 , 
श्री राम सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - अमरोहा तोबितिया , | (व्यवसायिक ) 
ज्योतिबाफुलेनगर, यू ० पी० 


सहा० संभ ० परि0 अ 0 , 

ऋषिकेश 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


क्षमता से 


सहा० संभ ० परि 0 अ 0 , 
ऋषिकेश अधिक सवारी 

बैठाना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनई 


1194 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 

आदेश 

15 अक्टूबर, 2018 ई ० 
पत्रांक 1140 / ला 0 / निलम्ब 0 / 2018 - विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारकों 
द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण मा 0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के 
अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग में अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापन 
प्राधिकारी के रूप में , डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके 
सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ: 
लाइसेन्सधारक का नाम 

कृत 
संस्तुतिकर्ता 
लाइसेंस संख्या / श्रेणी 

अभियोग कार्यवाही 
सं ० 

अधिकारी 

अनर्ह 


क्र ० 


व पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


ओवर स्पीड 


1. श्री विकास पुत्र श्री गणेश, 785 / ऋषिकेश / 2005, 

निवासी - रामझूला, ऋषिकेश मोटरसाइकिल 


उपजिलाधिकारी , 
ऋषिकेश 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


2 . 


| श्री दीपक चन्द्रा पुत्र 

यूके -1420099007947 . 
श्री राम लाल , 

हल्का मोटर वाहन 
निवासी - बनखण्डी, ऋषिकेश | (व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , पौड़ी 


शराब का सेवन 18.09.2018 
कर , वाहन का से 
संचालन करना 17.12.2018 

तक अनर्ह 


शराब का सेवन 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, पौड़ी | कर , वाहन का 

संचालन करना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


ओवर स्पीड 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


ओवर स्पीड 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


3. श्री लक्ष्मी प्रसाद सकलानी यूके -1420070097828, 

पुत्र श्री एन 0 एल 0 सकलानी, कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - ग्राम पडियार पट्टी. | (व्यवसायिक ), 
अठूर, टिहरी गढ़वाल 

परिवहन यान 
4. श्री हरि क्षेत्री पुत्र 

यूके -1420010051136, 
| श्री बृखा बहादुर क्षेत्री, कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी - ढालवाला, (व्यवसायिक ), परि० यान 
ऋषिकेश 

श्री दीवान चन्द पुत्र 
5 . 

यूके -1419910065285, 
| श्री दीप सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - ग्राम ननवा चन्द्रेश्वर (व्यवसायिक ), 
सैन, टिहरी गढ़वाल 

परिवहन यान 
6. श्री शशि कुमार सिंह पुत्र यूके -142018002816, 
| श्री बागेश्वर सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - शीशमझाडी , ( व्यवसायिक) 

मुनि की रेती, ऋषिकेश 
7. श्री रघुवीर सिंह पुत्र यूके -1420160096649, 
स्व ० चन्द्रा सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - क्यारा जमोला, (व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 
8. श्री कुलदीप भट्ट पुत्र 

के -393 / ऋषिकेश / 2003 , 
श्री शंकरलाल भट्ट, 

मोटर साइकिल , 
निवासी - बडशाहीथोल, 
टिहरी 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


भार वाहन में 
ओवर लोड 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 

शराब का सेवन 18.09.2018 
अधीक्षक, टिहरी । कर, वाहन का से 
संचालन करना 4742.2018 

तक अनर्ह 


1195 


6 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 
1 2 

3 

4 

5 
9. श्री शिखर पाहवा पुत्र यूके -1420120039506, 

वरिष्ठ पुलिस 

मोबाइल का 
| श्री पंकज पाहवा, 

मोटर साइकिल , 

अधीक्षक , टिहरी प्रयोग 
निवासी -70, आदर्श नगर , हल्का मोटर वाहन 

ऋषिकेश 
10. श्री बादर सिंह पंवार पुत्र यूके -1420090004144 . प्रभारी निरीक्षक , | शराब का सेवन 
श्री बचन सिंह पंवार, हल्का मोटर वाहन , 

कोतवाली, कर, वाहन का 
निवासी - कैलाश गेट, हल्का मोटर वाहन 

ऋषिकेश संचालन करना 
मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल | (व्यवसायिक ) 
11. श्री आशा राम पुत्र 

यूके -141994004862 , पुलिस अधीक्षक, मोबाइल का 
श्री पूर्णानन्द , मोटर साइकिल व कार चमोली 

प्रयोग 
निवासी - मार्फत इन्द्रलोक 

होटल, ऋषिकेश 
12. श्री मनवर सिंह पुत्र यूके -1420010066216, पुलिस अधीक्षक , भार वाहन में 
श्री बुडा सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन चमोली सवारी ढोना 
निवासी - ग्राम ददुवा, 

( व्यवसायिक ). 
पो ० सोडू बागीचा, 

परिवहन यान 
टिहरी गढ़वाल 
13. श्री सरोप सिंह नेगी पुत्र यूके -1420060037550 . पुलिस अधीक्षक , भार वाहन में 
श्री मंगशीर सिंह नेगी, हल्का मोटर वाहन , 

रूद्रप्रयाग सवारी ढोना 
निवासी - ढालवाला, ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
14. श्री राजेन्द्र सिंह सौड पुत्र यूके -1420090018062 , पुलिस अधीक्षक, भार वाहन में 
श्री दिलीप सिंह सौड , हल्का मोटर वाहन , 

रूद्रप्रयाग 

ओवर लोड 
निवासी श्यामपुर, ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

(व्यवसायिक) 
15. श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र यूके -1420100012949 , पुलिस अधीक्षक, भार वाहन में 
| श्री राम चन्द्र बिष्ट , हल्का मोटर वाहन, 

रूद्रप्रयाग सवारी ढोना 
निवासी - श्यामपुर, ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

(व्यवसायिक ) 
16. श्री अनिल सिंह फरसवाण पुत्र | यूके -1420070003892 , पुलिस अधीक्षक, भार वाहन में 
| श्री भगवान सिंह, हल्का मोटर वाहन , 

रूद्रप्रयाग सवारी ढोना 
निवासी - श्यामपुर अमित , हल्का मोटर वाहन 
| ग्राम ऋषिकेश 

( व्यवसायिक ) 
17. श्री सुदर्शन सिंह नेगी पुत्र यूके -1420080023332, थानाध्यक्ष, माजरा | शराब का सेवन 
| श्री एस ० एस ० नेगी, 

हल्का मोटर वाहन , शिरमौर , हि ० प्र ० कर , वाहन का 
निवासी - ढालवाला , ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

संचालन करना 
(व्यवसायिक ) 
18. श्री संजय रावत पुत्र 8476 / ऋषिकेश / 2007 , वरिष्ठ पुलिस 

शराब का सेवन 
श्री विरेन्द्र सिंह रावत , 

मोटर साइकिल 

अधीक्षक , पौड़ी कर , वाहन का 
निवासी-ग्राम नैल यमकेश्वर , 

संचालन करना 
पौड़ी 
19. श्री दीपक भट्ट पुत्र यूके -1420120044605, सहा ० संभ० परि 0 अ 0, मोबाइल का 
| श्री सोहन लाल भट्ट, हल्का मोटर वाहन , 

ऋषिकेश 

प्रयोग 
निवासी - खाडंगाव , ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

(व्यवसायिक ) 
20. श्री ओम प्रकाश पुत्र 

यूके -1420070102162 . पुलिस अधीक्षक , भार वाहन में 
श्री बच्चु लाल हल्का मोटर वाहन, 

उत्तरकाशी सवारी ढोना 
निवासी ग्राम हरेती, 

हल्का मोटर वाहन 
पो 0 - कल्याणी, उत्तरकाशी (व्यवसायिक ) 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 


तक अनर्ह 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


1196 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


पुलिस अधीक्षक , 

रूद्रप्रयाग 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


थानाध्यक्ष , 
पोंटा साहिब 
शिरमौर, हि ० प्र ० 


शराब का सेवन 
कर, वाहन का 
संचालन करना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


ओवर स्पीड 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


ओवर स्पीड 


21. श्री उमेद सिंह पुत्र 

श्री मदन सिंह, 
निवासी - जीएमओ क 0 , 

ऋषिकेश 
22. श्री मिथुन सिंह रावत पुत्र 

श्री फादरी सिंह रावत , 
|निवासी - ढालवाला, 

ऋषिकेश 
23. | श्री बलवीर सिंह पुत्र 

श्री गुरमीत सिंह, 
निवासी - लालतपड , 

डोईवाला , ऋषिकेश 
24. | श्री पान सिंह पुत्र 

| श्री लखीराम , 
निवासी - खदरी खडक माफी, 

ऋषिकेश 
25. श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र 

| श्री सोबन सिंह , 
निवासी-ग्राम अठाली दोगी , 

व्यासी, टिहरी गढ़वाल 
26 | श्री असर सिंह पुत्र 
| श्री राजपाल सिंह, 
निवासी - भरपुर पटटी, 

रामोली, टिहरी 
27. | श्री रोशन लाल पुत्र 

| श्री बचन सिंह , 
| निवासी - टिपली, पो 0 - जयाल , 

टिहरी गढवाल 
28. श्री कीर्ति सिंह पुत्र 

श्री बचन सिंह, 
निवासी -14 बीघा, 
| मुनि की रेती, ऋषिकेश 
29. | श्री मनीष प्रसाद पुत्र 

| श्री दिगबर प्रसाद जोशी, 
निवासी - ढालावाला , 

| ऋषिकेश 
30. | श्री राकेश सिंह पुत्र 

| श्री लखन सिंह, 
निवासी-306, ढालवाल , 

| ऋषिकेश 
31. | श्री वीर सिंह पुत्र 

| श्री दिल सिंह , 
निवासी - ढालवाला, 

ऋषिकेश 
-32:- श्री पूरब सिंह पुत्र 

श्री होशियार सिंह, 
निवासी - सरकाण्डा, गुवाना, 

टिहरी गढ़वाल 
33. श्री कमल सिंह पुत्र 

श्री मनोज सिंह , 
निवासी -558 , ढालवाल , 
ऋषिकेश 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


यूके -1419960057063, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 
यूके -1420030044575, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूके -1420140067696 , 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक) 
यूके -1420040030619, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूके -1420060050690, 
हल्का मोटर वाहन, 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूके -1419970039875, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 
यूके -1 

--1420050024310 , 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूके -1419910057938, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूके -1420150086683, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 
यूके -1120090000884 , 
हल्का मोटर वाहन, 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक) 
यूके -1420120038315, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक) 
यूके -1420050031263, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक 
यूके -1420100013324, 
हल्का मोटर वाहन, 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


ओवर स्पीड 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


भार वाहन में 
ओवर लोड 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


ओवर स्पीड 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


ओवर स्पीड 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


-ओवर - स्पीड 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
-तक - अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


भार वाहन में 
सवारी होना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


1197 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


वरिष्ठ पुलिस 


ओवर स्पीड 


अधीक्षक , टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस शराब का सेवन 29.09.2018 
अधीक्षक , टिहरी कर, वाहन का से 

संचालन करना 28.12.2018 


तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


भार वाहन में 
ओवर लोड 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


ओवर स्पीड 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


34. श्री जगत सिंह पुत्र यूके -1419920059579, 
| श्री चन्दर सिंह, 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - जीएमओ क 0 . हल्का मोटर वाहन 
| ऋषिकेश 

( व्यवसायिक ) 
35. श्री प्रवीन सिंह सजवाण पुत्र 1277 / प्राइवेट / ऋषिकेश / 

श्री लाल सिंह सजवाण, 2007, मोटर साइकिल 
निवासी - कीर्ति नगर , 

टिहरी गढ़वाल 
36. | श्री विजय लाल पुत्र यूके -1420010022396. 
| श्री बचन दास , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी -पोटोखा खण्डारासू, | हल्का मोटर वाहन 
टिहरी गढ़वाल 

(व्यवसायिक ) 
37. | श्री पंकज कुमार पुत्र यूके -1420050024602, 
श्री रोजन्द्र प्रसाद , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - पीपली नरेन्द्रनगर, हल्का मोटर वाहन 
टिहरी गढ़वाल 

( व्यवसायिक ) 
38. श्री मनोज चन्द्रा पुत्र यूके -1420070001340, 
| श्री रामू लाल , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी-11 / 28. 

हल्का मोटर वाहन 
टीएचटीसी, ऋषिकेश (व्यवसायिक ) 
39. श्री धनलाल पुत्र 

यूके -1120110000542 , 
| श्री जयलाल , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी -30 , नेहरूग्राम , हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

(व्यवसायिक ) 
40. श्री विरेन्द्र दत्त पुत्र यूके -1420070054732 . 
श्री आशाराम , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - चौन्द प्रतापनगर , 

हल्का मोटर वाहन 
टिहरी गढ़वाल 

( व्यवसायिक ) 
41. | श्री सन्तोष सिंह पुत्र यूके -1420160089262 , 
| श्री सते सिंह , 

हल्का मोटर वाहन , 
| निवासी कमला देवी, हल्का मोटर वाहन 

मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल (व्यवसायिक ) 
42. श्री हरेन्द्र सिंह रमोला, पुत्र यूके --1420110022429, 

| श्री चत्तर सिंह रमोला, हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - रधुवंश कुमार , 

हल्का मोटर वाहन 
| 169 , बनखण्डी, ऋषिकेश 

( व्यवसायिक ) 
43. | श्री अनिल कुमार पुत्र यूके -1419960026776. 
श्री हीरा लाल , 

हल्का मोटर वाहन, 
निवासी - डीकोल गांव , हल्का मोटर वाहन 
| चम्बा, टिहरी 

( व्यवसायिक ) 
44. | श्री महावीर सिंह पुत्र यूके -14200220034821, 
श्री सत्ये सिंह, 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - सिंहताडी , 

हल्का मोटर वाहन 
देवप्रयाग, टिहरी 

( व्यवसायिक ) 
45. श्री लक्ष्मी प्रसाद पुत्र यूके -1420010084002, 
श्री मालदत्त जोशी, 

हल्का मोटर वाहन, 
निवासी -10, नेशविला रोड, हल्का मोटर वाहन 
देहरादून 

( व्यवसायिक ) 


ओवर स्पीड 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 


भार वाहन में 
ओवर लोड 


अधीक्षक , टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 


मोबाइल का 

प्रयोग 


अधीक्षक, टिहरी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , टिहरी 


मोबाइल का 

प्रयोग 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


भार वाहन में 
सवारी ढोना 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


परिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक, टिहरी 


भार पाहन में 
ओवर लोड 


29.09.2018 

से 
28122018. 
तक अनर्ह 


1198 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


46. | श्री संजय सिंह पुत्र यूके -142007001922, 
श्री तुला राम सिंह, 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - आशुतोष नगर , हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

( व्यवसायिक ) 
47. | श्री गब्बर सिंह पुत्र यूके -0720030217642. 
श्री श्याम सिंह , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - जौली ग्रान्ट , 

हल्का मोटर वाहन 
| देहरादून 

(व्यवसायिक ) 
48. | श्री मोहित रेखी पुत्र यूके -1420150082466, 
| श्री गुलशन, 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी -17 डी , नेहरूग्रात , हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

(व्यवसायिक) 
49. श्री संजय जैन पुत्र यूके -1419970050694, 

| श्री सुराज प्रकाश जैन , हल्का मोटर वाहन, 
निवासी -126 , बनखण्डी, हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

( व्यवसायिक ) 
50. | श्री जयदेव सिंह पुत्र यूके --14200000024615, 
श्री फतेह सिंह, 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - जागत, गढ़वाल 

हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
51. | श्री मोहन सिंह पुत्र यूके -1419880056923, 
| श्री देव सिंह, 

हल्का मोटर वाहन, 
निवासी -14 बीघा, 

हल्का मोटर वाहन 
मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल (व्यवसायिक ) 
52. | श्री रोशन लाल पुत्र यूके -1419940006133 , 
| श्री राम प्रसाद , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी -143 , आदर्श ग्राम , हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

( व्यवसायिक ) 
53. | श्री घनश्याम बिष्ट पुत्र यूके -1420180000702 , 
| श्री राम सिंह बिष्ट , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - गुमानीवाला, हल्का मोटर वाहन 
ऋषिकेश 

( व्यवसायिक ) 
54. श्री बुगीदास पुत्र 

यूके -1420040026097, 
श्री चैतुराम, निवासी अमोठी, हल्का मोटर वाहन , 
देवप्रयाग, टिहरी 

हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
55. श्री रमेश लाल पुत्र 

यूके -- 1420000042110, 
श्री जोहरी मिस्त्री, 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी - नगरौली पटटी हल्का मोटर वाहन 
कोरिया , चमोली 

(व्यवसायिक ) 
56. श्री नीरज उनियाल पुत्र यूके -1420170103943 , 
श्री बालमुकन्द उनियाल, 

मोटर साइकिल 
निवासी - गुमानीवाला , 

ऋषिकेश 
57. | श्री खंखरू कुमार पुत्र यूके -1420070087629. 
| श्री अलमू कुमार , 

मोटर साइकिल 
निवासी ग्राम व पो ० सेन्डूल, 

टिहरी गढ़ 
58. श्री राकेश शर्मा पुत्र यूके -1420050079242 , 

श्री प्यारे लाल शर्मा, मोटर साइकिल व कार 
निवासी - खदरी खडकमाफी. 


वरिष्ठ पुलिस भार वाहन में 

29.09.2018 
अधीक्षक , टिहरी ओवर लोड से 

28.12.2018 

तक अनर्ह 
वरिष्ठ पुलिस भार वाहन में 

29.09.2018 
अधीक्षक , टिहरी ओवर लोड से 

28.12.2018 

तक अनर्ह 
वरिष्ठ पुलिस भार वाहन में 

29.09.2018 
अधीक्षक , टिहरी ओवर लोड से 

28.12.2018 

तक अनर्ह 
वरिष्ठ पुलिस 

भार वाहन में 29.09.2018 
अधीक्षक , टिहरी ओवर लोड से 

28.12.2018 

तक अनर्ह 
थानाध्यक्ष, माजरा शराब का सेवन 29.09.2018 
शिरमौर, हि ० प्र ० | कर, वाहन का से 
संचालन करना 28.12.2018 

तक अनर्ह 
पुलिस अधीक्षक, भार वाहन में 

29.09.2018 
चमोली सवारी ढोना से 

28.12.2018 

तक अनर्ह 
थानाध्यक्ष नाहन , शराब का सेवन 29.09.2018 
शिरमौर, हि 0 प्र 0 कर, वाहन का से 
संचालन करना 28.12.2018 

तक अनर्ह 
सहा० संभ ० परि 0 अ 0 / मोबाइल का 29.09.2018 
ऋषिकेश प्रयोग 

से 
28.12.2018 

तक अनर्ह 
वरिष्ठ पुलिस 

भार वाहन में 29.09.2018 
अधीक्षक, टिहरी ओवर लोड से 

28.12.2018 

तक अनर्ह 
वरिष्ठ पुलिस 

मोबाइल का 29.09.2018 
अधीक्षक , टिहरी प्रयोग 

से 
28.12.2018 

तक अनर्ह 
वरिष्ठ पुलिस मोबाइल का 29.09.2018 
अधीक्षक , टिहरी प्रयोग 

से 
28.12.2018 

तक अनर्ह 
वरिष्ठ पुलिस 

ओवर स्पीड 29.09.2018 
अधीक्षक, सोनीपत , 

से 
हरियाणा 

28.12.2018 

तक अनर्ह 
सहासंभापरि 0 अ 0, भार पाहन में 29.09.2018 
ऋषिकेश ओवर लोड से 

28.12.2018 
तक अनर्ह 


श्यामपुर, ऋषिकेश 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


1199 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


सहा० संभ० परि0 अ 0, ओवर स्पीड 

ऋषिकेश 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


सहा० संभ ० परि 0 अ0, ओवर स्पीड 

ऋषिकेश 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


यूके -0720100120972, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूपी -1220100011349, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूपी0-2620100002077 , 
हल्का मोटर वाहन, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 
यूके -0820060175729, 
हल्का मोटर वाहन, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहा० संभ ० परि0 अ 0, भार वाहन में 

ऋषिकेश ओवर लोड 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


सहा० संभ ० परि0 अ 0. भार वाहन में 

ऋषिकेश ओवर लोड 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


59. श्री भूपेन्द्र सिंह धीमान पुत्र 

श्री भगत सिंह, 
निवासी - राझावाला , 

देहरादून 
60. | श्री मो ० तसलीम पुत्र 

| श्री मीर हसन , 
निवासी -57 , 

लोधावाला, 
मुजफ्फरनगर, उ ० प्र ० 
61. श्री मो 0 साजिद पुत्र 

| श्री नजमुदीन , 
निवासी - शेरपुर कलां, 

पुरणपुर, पीलीभीत , यू ० पी ० 
62. श्री आनन्द पुत्र 

श्री राजकुमार, 
निवासी ग्राम सलेमपुर, 
महेदूत , पो ० बहादराबाद , 

हरिद्वार 
63. | श्री विनोद पुत्र 

श्री सुखबख्शी लाल , 
| निवासी -4 / 274, ओल्ड 

| कानपुर 
64. | श्री मो 0 महीर पुत्र 

श्री राहत अली, 
निवासी - राधना इनायतपुर , 

किठौर, मेरठ 
65. श्री तेगसिंह मनवाल पुत्र 

श्री कन्हया सिंह, 
निवासी - डैनिस कम्पाउण्ड, 
| 301, सर्वकर नगर , थाने, 

| महाराष्ट्र 
66. श्री राजन पुत्र 

| श्री राम भजन गुप्ता , 
निवासी -62 , अकबरपुर, 


सहा० संभ ० परि० अ ०, भार वाहन में 

ऋषिकेश सवारी ढोना 


18.09.2018 

से 
17.12.2018 
तक अनर्ह 


सहा ० संभ० परि 0 अ 0, भार वाहन में 

ऋषिकेश सवारी ढोना 


यूपी0-7819870001061, 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
यूपी0-1520160033734. 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 
एमएच -0420100034384 , 
हल्का मोटर वाहन , 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


सहा० संभ० परि० अ ०. मोबाइल का 

ऋषिकेश प्रयोग 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


सहा० संभ ० परि ० अ ०, ओवर स्पीड 

ऋषिकेश 


यूपी -7720150002091 , 
हल्का मोटर वाहन, 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक) 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 
तक अनर्ह 


कानपुर देहात 


डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


पी ० एस० यू० ( आर0 ई 0) 49 हिन्दी गजट / 672 – भाग 1 - क -2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की , शनिवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड 

अधिसूचना 

29 सितम्बर , 2018 ई ० 
संख्या 1533 / 3-40 / ग्रा ० पं 0 / 139 / 2018-19 - शहरी विकास अनुभाग -3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 921 / IV (3)2018-1(3 न.नि.) / 2017, दिनांक 05.04.2018 के द्वारा कतिपय राजस्व ग्रामों के नगरपालिका परिषद् , 
पिथौरागढ में विलीन होने के कारण , उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा -3 

-3( क ), धारा 4-1(1 ) 
एवं धारा 4-1( 2) के अधीन तथा पंचायतीराज अनुभाग -1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 
912 / XII / 2017-86( 20 ) / 2017, दिनांक 09.06.2017 एवं अधिसूचना संख्या 913 / XII / 2017-86( 20 ) / 2017 , 
दिनांक 09.06.2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हरि चन्द्र सेमवाल, निदेशक, पंचायतीराज , उत्तराखण्ड , 
विकास खण्ड विण (पिथौरागढ़), जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति 
को संशोधित करते हुए, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम , ग्राम सभा एवं पंचायत 
क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किये जाने 
की स्वीकृति प्रदान करता हूँ । यह संशोधन निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 
328 / 1700 - श 0 वि 0 नि 0 / 2016, दिनांक 29.09.2018, जिसमें वर्तमान में किसी भी निकाय की सीमा विस्तार की अधिसूचना 
पर मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल एवं मा 0 उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं होने के सम्बन्ध 
में सूचित किया गया है, के क्रम में एवं जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के प्रस्ताव / संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है: 
क्षेत्र पंचायत का नाम – विण (पिथौरागढ़ ) 

जनपद का नाम - पिथौरागढ़ 
वर्तमान स्थिति 

संशोधित स्थिति 
पंचायत क्षेत्र 

पंचायत क्षेत्र 
क्रमांक 

का नाम क्रमांक 


गजट 


गजट 


राजस्व ग्राम का 

नाम 


ग्राम सभा 
का नाम 


राजस्व ग्राम का 

नाम 


ग्राम सभा 
का नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


1. बजेटी चण्डाक 

(सिकडानी) 
2 मिशन चाण्डाक 


मिशन 
चाण्डाक 


मिशन 
चाण्डाक 


राजस्व ग्राम बजेटी चाण्डाक (सिकडानी) नगरपालिका 
-परिषद्, पिथौरागढ़ में क्लिीन 
राजस्व ग्राम मिशन चाण्डाक , ग्राम पंचायत दूंगामल 
में सम्मिलित 


113 - घ 


114 


1 


5 


6 


7 


8 


2 


2 


3 . 


4 . 


| 1. बस्ते 


5 . 


6 . 


7 . 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17. 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 3 
2 

3 

4 
1. दूंगामल दूंगामल ढुंगामल 1. दूंगामल 

दूंगामल दूंगामल 
2. गोलियागांव 

2. गोलियागांव हल्पाटी 

(पुनर्गठित ) 
हल्पाटी 
3. बकरकटिया 

3. बकरकटिया 

4. मिशन चाण्डाक 
1. दौला 

दौला दौला ग्राम पंचायत, दौला, नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़ में विलीन 
2. जौरासी 
बस्ते बस्ते 

ग्राम पंचायत, बस्ते, नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़ में विलीन 
| 1. नेड़ा 

नेड़ा नेड़ा ग्राम पंचायत, नेड़ा, नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़ में विलीन 
| 1. ऐंचोली 

ऐंचोली ऐंचोली ग्राम पंचायत, ऐंचोली, नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़ में विलीन 
2. किरागांव 
| 1. धनोडा धनोडा धनोडा ग्राम पंचायत, धनोडा, नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़ में विलीन 

अधिसूचना 
01 अक्टूबर , 2018 ई ० 

नवम्बर 
संख्या 1739 / 3-40 / ग्रा ० पं 0 / 144 / 2018-19 - शहरी विकास अनुभाग -3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 1896 / IV(3) 2017-02( घो ०) / 2015, दिनांक 25.10.2017 एवं अधिसूचना संख्या 69 / IV(3)2018-06(04 ) / 2015, 
दिनांक 05.01.2018 के द्वारा कतिपय राजस्व ग्रामों के नगरपालिका परिषद् , बड़कोट एवं नगरपालिका परिषद् , 
बाड़ाहाट, उत्तरकाशी में विलीन होने के कारण , उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा -3( क ), धारा 4-1(1 ) 
एवं धारा 4-1 (2) के अधीन तथा पंचायतीराज अनुभाग -1. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 
912 / XII / 2017-86 (20) / 2017, दिनांक 09.06.2017 एवं अधिसूचना संख्या 913 / XII / 2017-86 (20 ) / 2017 , 
दिनांक 09.06.2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हरि चन्द्र सेमवाल , निदेशक , पंचायतीराज , उत्तराखण्ड , 
विकास खण्ड भटवाड़ी एवं नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति 
को संशोधित करते हुए, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम , ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र 
को तद्नुसार स्तम्भ 6, एवं 8 में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किये जाने की 
स्वीकृति प्रदान करता हूँ । यह संशोधन निदेशक , शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 
328 / 1700 - श0 वि 0नि 0 / 2016, दिनांक 29.09.2018, जिसमें वर्तमान में किसी भी निकाय की सीमा विस्तार की अधिसूचना 
पर मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल एवं मा 0 उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं होने के सम्बन्ध 
में सूचित किया गया है, के क्रम में एवं जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के प्रस्ताव / संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है: 


क्षेत्र पंचायत का नाम - भटवाड़ी 

वर्तमान स्थिति 
राजस्व ग्राम का ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र 
नाम का नाम 

का नाम 


जनपद का नाम - उत्तरकाशी 

संशोधित स्थिति 
राजस्व ग्राम का नाम ग्राम सभा | पंचायत क्षेत्र 

का नाम का नाम 


गजट 
क्रमांक 


गजट 
क्रमांक 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


25 


1. तिलोथ 


तिलोथ 


तिलोथ 


21 


1. जोशियाड़ा 


जोशियाड़ा | जोशियाड़ा 


ग्राम पंचायत तिलोथ , नगरपालिका परिषद् , 
बाडाहाट - उत्तरकाशी में विलीन 
ग्राम पंचायत जोशियाड़ा, नगरपालिका परिषद् 
बाड़ाहाट - उत्तरकाशी में सम्मिलित 
ग्राम पंचायत लदाड़ी, नगरपालिका परिषद् बाड़ाहाट 
उत्तरकाशी में विलीन 
1. कन्सेण 

कन्सेण कन्सेण 
(न0 पा 0 बाडहाट में अंशतः शामिल ) , (पुनर्गठित ) 


62 


1. लाड़ी 


लदाड़ी 


लदाड़ी 


12 


1. कन्सेण 


कन्सेण 


कन्सेण 


12 


भाग 3]] 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


115 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


28 


1. दिलसौड़ 


दिलसौड़ 


दिलसौड़ 


28 


1. दिलसौड़ 

दिलसौड़ दिलसौड़ 
( न 0 पा 0 बाडहाट में अंशतः 

( पुनर्गठित ) 
शामिल) 
1. बसूंगा 

बसूंगा बसूंगा 
(न0 पा 0 बाडहाट में अंशतः शामिल) (पुनर्गठित ) 


46 


1. बसूंगा 


बसूंगा 


बसूंगा 


46 


33 


1. नाल्ड 


नाल्ड 


नाल्ड 


33 


नाल्ड 


1. नाल्ड 

नाल्ड 
( न0 पा0 बाडहाट में अंशतः शामिल) | (पुनर्गठित ) 


15 


1. गवाणा 


गवाणा 


गवाणा 


15 


गवाणा 


| 1 . गवाणा 

गवाणा 
(न0 पा 0 बाडहाट में अंशतः शामिल) | ( पुनर्गठित ) 


42 


1. बगियालगाँव | बगियालगाँव | बगियालगाँव 


42 


1. बगियालगाँव बगियालगाँव बगियालगाँव 
(न 0 पा 0 बाडहाट में अंशतः शामिल ) ( पुनर्गठित ) 


47 


. 


90 


90 


2. छटांगा 


28 


28 


01 


क्षेत्र पंचायत का नाम - नौगाँव 

जनपद का नाम - उत्तरकाशी 
1. चक्रगाँव चक्रगाँव चक्रगाँव ग्राम पंचायत चक्रगाँव नगरपालिका परिषद्, बड़कोट में विलीन 
1. बड़कोट बड़कोट बड़कोट 

1. बड़कोट ( पौलगाँव ) बड़कोट बड़कोट 
( पौलगाँव ) (पौलगाँव ) ( पौलगाँव ) (न0 पा0 बाडहाट में अंशतः शामिल) (पौलगाँव ) (पौलगाँव ) 

( पुनर्गठित) 

राजस्व ग्राम छटांगा, नगरपालिका परिषद्, बड़कोट में विलीन 
1. कृष्णा कृष्णा कृष्णा 

1. कृष्णा 

कृष्णा कृष्णा 
(न0 पा0 बाडहाट में अंशतः शामिल) । ( पुनर्गठित ) 
अधिसूचना 
सितम्बर 

2018 ई ० 

नवम्बर 
संख्या 1740 / 3-40 / ग्रा ० पं 0 / 56 / 2018-19 - शहरी विकास अनुभाग -3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 1963 / IV(3)2017-01(16 न.नि.) / 2017, दिनांक 27.10.2017, अधिसूचना संख्या 1887 / IV(3)2017-01(14 न.नि .)/ 2017 , दिनांक 
24.10.2017, अधिसूचना संख्या 1889 / IV(3 )2017-01 (15 न.नि .) / 2017 , दिनांक 24.10.2017 , अधिसूचना 
संख्या 2302 / IV(3 )2017-01 (12 न.नि .) / 2017, दिनांक 20.11.2017 , अधिसूचना संख्या 909 / IV (3)2018-303( सा .) / 2005 , 
दिनांक 05.04.2018 , अधिसूचना संख्या 916 / IV (3) 2018-06( 17 ) / 2015, दिनांक 05.04.2018, अधिसूचना संख्या 
923 / IV(3)2018-1(53) / 2010, दिनांक 05.04.2018, अधिसूचना संख्या 905 / IV (3)2018-1(55) / 2010, दिनांक 05.04.2018 
एवं अधिसूचना संख्या 2398 / IV(3)2018-01 (5 न.नि .) / 2017 , दिनांक 26.08.2018 के द्वारा कतिपय राजस्व ग्रामों के 
नगरपालिका परिषद्, गदरपुर, नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, नगर पंचायत, सुल्तानपुर, नगर पंचायत , दिनेशपुर, 
नगर पंचायत, शक्तिगढ़, नगरपालिका परिषद् , खटीमा, नगरपालिका परिषद् , किच्छा, नगरपालिका परिषद्, बाजपुर, 
नगरपालिका परिषद् , जसपुर , नगर निगम काशीपुर एवं नगर निगम, रूद्रपुर में विलीन होने के कारण , उत्तराखण्ड 
पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा -3 

-3( क ), धारा 4-1(1) एवं धारा 4-1( 2) के अधीन तथा पंचायतीराज अनुभाग -1 , 
उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 912 / XII / 2017-86( 20) / 2017. दिनांक 09.06.2017 एवं अधिसूचना 
संख्या 913 / XII / 2017-86(20 ) / 2017, दिनांक 09.06.2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हरि चन्द्र सेमवाल , 
निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, विकास खण्ड खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर एवं रूद्रपुर 
की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए, एतद्द्वारा अग्रसारित सारणी 
के स्तम्भ 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट 
राजस्व ग्राम , ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ । यह संशोधन 
निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 328 / 1700 - शवि0नि 0 / 2016 , दिनांक 29.09.2018, 
जिसमें वर्तमान में किसी भी निकाय की सीमा विस्तार की अधिसूचना पर मा 0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल एवं 
मा 0 उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं होने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है, के आधार पर जारी किया 
जा रहा है: 


116 


उत्तराखण्ड गजट , 08 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 
राजस्व ग्राम का ग्राम सभा का ग्राम पंचायत क्र ० राजस्व ग्राम का ग्राम सभा 
नाम नाम का नाम सं ० 

नाम 

का नाम 


क्र ० 
सं ० 


[ भाग 3 
ग्राम पंचायत 
का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


अमाऊ 


4 


4 


10 


28 


47 


50 


61 


15 


29 


2 


क्षेत्र पंचायत का नाम - खटीमा 

जनपद का नाम - ऊधमसिंह नगर 
वर्तमान स्थिति 

संशोधित स्थिति 
1. अमाऊ अमाऊ 

नगरपालिका खटीमा में सम्मिलित / विलीन 
1. उमरूखुर्द उमरूखुर्द उमरूखुर्द 

1. उमरूखुर्द उमरूखुर्द उमरूखुर्द 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

( पुनर्गठित ) 
1. खेतलसण्डाखाम खेतलसण्डाखाम | खेतलसण्डाखाम | नगरपालिका खटीमा में सम्मिलित / विलीन 
1. नौगावाठग्गू नौगावाठग्गू नौगावाठग्गू 28 1. नौगावाठग्गू नौगावाठग्गू | नौगावाठग्गू 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

( पुनर्गठित ) 
1. मूडमहोलिया | भूड़महोलिया भूड़महोलिया 47 1. भूड़महोलिया भूड़महोलिया भूड़महोलिया 
( आंशिक ) ( आंशिक) ( आंशिक ) 

(पुनर्गठित ) 
1. मुण्डेली मुण्डेली मुण्डेली 50 1. मुण्डेली मुण्डेली मुण्डेली 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

( पुनर्गठित ) 
1. झनकैया 

झनकैया झनकैया नगरपालिका खटीमा में सम्मिलित / विलीन 
क्षेत्र पंचायत का नाम - सितारगंज 

जनपद का नाम - ऊधमसिंह नगर 
1. टैगोरनगर टैगोरनगर टैगोरनगर 15 1. टैगोरनगर 

टैगोरनगर टैगोरनगर 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

|(पुनर्गठित ) 
1. पण्डरी पण्डरी पण्डरी 29 | 1. पण्डरी 

पण्डरी पण्डरी 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

(पुनर्गठित ) 
क्षेत्र पंचायत का नाम - रूद्रपुर 

जनपद का नाम - ऊधमसिंह नगर 
1. आजाद नगर आजाद नगर आजाद नगर नगरपालिका किच्छा में सम्मिलित / विलीन 
सौनेरा सौनेरा 

सौनेरा 
1. खुर्पिया खुर्पिया खुर्पिया 10 |1. खुर्पिया 

खुर्पिया खुर्पिया 

( पुनर्गठित ) 
2. गौरीकलां 

2. गौरीकलां 

3. भूड़ागौरी क्र 0 सं 0 19 से शामिल 
1. चुकटी चुकटी चुकटी 

नगरपालिका किच्छा में सम्मिलित / विलीन 
1. जगतपुरा जगतपुरा जगतपुरा नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. देवरिया देवरिया 

देवरिया नगरपालिका किच्छा में सम्मिलित / विलीन 
2. भूड़ागौरी 
1. फाजलपुर फाजलपुर फाजलपुर नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित /विलीन 

महरौला महरौला महरौला 
1. फुलंसुगी फुलंसुगी फुलंसुगी नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 
2. फुलसुंगा 

नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 

नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 
4. शिमला बहादुर 

नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. बण्डिया बण्डिया 

बण्डिया नगरपालिका किच्छा में सम्मिलित / विलीन 
2.किशनपुर 

नमस्पालिका किच्छा में सम्मिलित / क्लिीन 
1. बिगवाड़ा बिगवाड़ा बिगवाड़ा नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. भूरारानी भूरारानी भूरारानी नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित /विलीन 


10 


12 


15 . 


19 


24 


26 


3. लभरा 


27 


31 


36 


भाग 3] 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 17, 1940 शक सम्वत् ) 


117 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


40 


45 


53 


रूद्रपुर देहात 


रूद्रपुर देहात 


27 


28 


38 


41 


1. लखनऊ 


50 


8 


12 


13 . 


1. रम्पुरापार्ट रम्पुरापार्ट रम्पुरापार्ट नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. सिरौलीकलां सिरौलीकलां सिरौलीकलां नगरपालिका किच्छा में सम्मिलित / विलीन 
1. रूद्रपुर देहात 

नगर निगम रूद्रपुर में सम्मिलित / विलीन 
विकास खण्ड का नाम - गदरपुर 

जनपद का नाम - ऊधमसिंह नगर 
1. बराखेड़ा बराखेड़ा बराखेड़ा 27 1. बराखेड़ा 

बराखेड़ा बराखेड़ा 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

| (पुनर्गठित ) 
1. बरीराई 

बरीराई ( आंशिक )बरीराई ( आंशिक ) 28 1. बरीराई बरीराई बरीराई 
( आंशिक ) 

|(पुनर्गठित ) 
2. मुकुन्दपुर 

2. मुकुन्दपुर 
1. रामजीवनपुर रामजीवनपुर रामजीवनपुर 38 1. रामजीवनपुर रामजीवनपुर | रामजीवनपुर 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

(पुनर्गठित ) 
लखनऊ लखनऊ ( आंशिक ) 41 1. लखनऊ लखनऊ 

लखनऊ 
( आंशिक) ( आंशिक) 

(पुनर्गठित ) 
1. भैंसिया 

मैं सिया ( आंशिक ) मैं सिया ( आंशिक)| 50 1. भैंसिया भैंसिया भैंसिया 
( आंशिक ) 

(पुनर्गठित) 
विकास खण्ड का नाम - बाजपुर 

जनपद का नाम ऊधमसिंह नगर 
1. खमरिया खमरिया खमरिया नगरपालिका बाजपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. चकरपुर चकरपुर चकरपुर 

12 | 1. चकरपुर 

चकरपुर चकरपुर 
( आंशिक) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

|(पुनर्गठित ) 
1. जगन्नाथपुर जगन्नाथपुर जगन्नाथपुर 13 | 1. जगन्नाथपुर जगन्नाथपुर जगन्नाथपुर 

(पुनर्गठित ) 
2. पिपलिया 

2. पिपलिया 
( आंशिक ) 
1. भौनाइस्लामनगर भौनाइस्लामनगर मौनाइस्लामनगर नगरपालिका बाजपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. रामजीवनपुर रामजीवनपुर रामजीवनपुर 56 | 1. रामजीवनपुर रामजीवनपुर ! रामजीवनपुर 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक) 

( पुनर्गठित ) 
विकास खण्ड का नाम - काशीपुर 

जनपद का नाम ऊधमसिंह नगर 
1. उज्जैन उज्जैन 

उज्जैन नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. कचनालगाजी | कचनालगाजी कचनालगाजी 

नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. कचनालगोसाई कचनालगोसाई कचनालगोसाई 1. कचनालगोसाई कचनालगोसाई कचनालगोसाई 
( आंशिक ) ( आंशिक ) ( आंशिक ) 

(पुनर्गठित ) 
2. कनकपुर 

2. कनकपुर 
3. चनकपुर 

3. चनकपुर 
1. खड़कपुर खड़कपुर खड़कपुर नगर निगम काशीपुर सम्मिलित / विलीन 

देवीपुरा देवीपुरा देवीपुरा 
1. जसपुरखुर्द जसपुरखुर्द जसपुरखुर्द नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. ढकियागुलाबो | ढकियागुलाबो | ढकियागुलाबो नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
2. फसियापुरा 

नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. रम्पुरा रम्पुरा रम्पुरा 

नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
+ -सांडखेड़ा -सांडखेड़ा सांडखेड़ा नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / क्लिीन 
2. नन्दरामपुर 

-331. नन्दरामपुर नन्दरामपुर नन्दरामपुर 

( पुनर्गठित ) 


28 


56 


1 


2 


3 


3 


6 


12 


15 


30 


33 


118 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


उत्तराखण्ड गजट, 08 दिसम्बर, 2018 ई 0 ( अग्रहायण 17 , 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 3 

7 
3. जैतपुरधोसी 

2. जैतपुरधोसी 
4. दौहरीपरसा 

नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
341. हेमपुरइस्माईल हेमपुरइस्माईल | हेमपुरइस्माईल नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
2. कुण्डेश्वरा 

| नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
3. कुआंखेड़ा 

नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
36 | 1. नीझड़ा नीझड़ा नीझड़ा नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
विकास खण्ड का नाम - जसपुर 

जनपद का नाम - ऊधमसिंह नगर 
26 1. बैलजुड़ी 

नगर निगम काशीपुर में सम्मिलित / विलीन 
30 1. मडुआखेड़ा मडुआखेड़ा मडुआखेड़ा 1. मडुआखेड़ा मडुआखेड़ा मडुआखेड़ा 

( पुनर्गठित ) 
2. बहादुरपुर 

| 2. बहादुरपुर 
3. तीरगढ़ी 

| नगरपालिका जसपुर में सम्मिलित / विलीन 
1. सरबरखेड़ा सरबरखेड़ा सरबरखेड़ा 41. 1. सरबरखेड़ा 

सरबरखेड़ा | सरबरखेड़ा 
( आंशिक ) ( आशिक ) ( आंशिक ) 

( पुनर्गठित ) 


30 


41 


हरि चन्द्र सेमवाल, 

निदेशक । 


-- 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0) 49 हिन्दी गजट / 672-- भाग 3-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


